मुद्रक तथा प्रकाशक 
घनश्यामदास जाछान 
गीताग्रेस, गोरखपुर 


सं० १९९६ से २००५ तक ३२,२५० 
सं० २००७ सप्तम संस्करण २०,००० 
सं० २००९ मष्टम संस्करण २०,००० 


कुछ ७२,२५० 


मूल्य ॥7) दस आना 


पता--गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


निवेदन 

संत विश्वकल्याणके परम आधार हैं, उनकी प्रत्येक चेश 
वाभाविक ही विश्वके कल्याणके लिये होती है। उनकी बाणीसे 
अमर शानाम्त झरता है, उनके नेत्रोंसे प्रेमकी शीतल सुखद 
ज्योतिधारा बहती रहती है, उनके भस्तिप्कसे अखिल जगतका 
कल्याण प्रसूत होता है, उनके हृदयसे आनन्दका प्रवाह बहता 
है। जो कोई भी उनके सम्पकमे आ जाता है, वही पाप-तापसे 
मुक्त होकर महात्मा वन जाता है। वे जिस स्थानमें रहते हैं वही 
स्थान पुण्यतीर्थ वन जाता है; वे जो उपदेश करते हैं वही पावन 
सतकर्म-शास््र वन जाता है; वे जिन कमोंको करते हैं, वे ही कर्म 
आदश समझे जाते हैं।संत सभी देशों, सभी धर्मों ओर 
सम्प्रदायामे होते हैं । हिंदू, मुसत्मान, ईसाई, यहदी, पारसी 
आदि सभी मत्तामे सच्चे संत हुए हैं। किसी देश या कालविशेषसे 
संतोका सड़ोच नहीं किया जा सकता। सभी देशो सभीः 
समय कोई-न-कोई संत रहते हैं और वे छिपे या जाहिरा तोर- 
पर जगतका कल्याण करते रहते हैं। ऐसे ही संतोके ढाई 
हजार 'अनमोछ बोल' इसमें संगृहीत हैं। ये बोल ऐसे हैं जो 


इुःखसागरमे डूबे हुए पापी-से-पापी प्राणीको भी तारनेमें 
एंड 
सम हैं। 


इसमें प्रायः सभी देशों और जातियोंके संतोकी चाणीका 
संग्रह है। अधिकांश संग्रह हमारे सम्मान्य भाई श्री'माधवज्ञीः 
का किया हुआ है; यह अष्टम संस्करण है। फुछ वचन डुवारा 
आ गये थे। इस संस्करणम उनके स्थानपर दूसरे वचन बैठा 
दिये गये हैं। आशा है पाठकपाठिकागण इससे विशेष लाभ 
डठावेंगे । 

गीताप्रेस, गोरखपुर 


श्रीजन्माश्मी, २००९ | हनुमानप्रसाद पोद्दर 





संत-वन्दना 


है पवित्रकीर्ति संतगण ! आकक्शमणि सूर्य पृथ्वीको 
ऊपरसे आलोक प्रदान करता है, किन्तु आपलोग पृथ्वीपर 
रहकर उसपर ईश्वरीय प्रकाशकों प्रसारित करते है; अतः हम 
आपकी वन्दना करते हैं। 


भगवान्‌ सविता पृथ्वीकों ताप प्रदान करते हैं ओर आप- 
त्रोग अपने भीतरी खज्ञानोमेले शञानहूपी अमृत देकर जीवात्मा- 
को छुखरूप उष्णता प्रदान करते है ! हम जिधर आँख उठाकर 
देखते हैं, जिस किसी देशमे जाते हैं, हम आपके पावन पाद- 
पद्मोसे आनन्दरुप मकरन्दकों निरन्तर झरता हुआ पाते हैं। 
आपके चरणोम हमारे कोटिशः प्रणाम हैं ! 


तापसम्तप्ष संखारको सुक्तिरृष निरतिशय आनन्‍्दका 
सन्देश सुनानेवालों ! यह पृथ्वी आपकी पावन चरणपघूलिके 
सम्पकसे ही हमारे रहने योग्य बनी हुई है। मेसोपोटेमिया भौर 
अरबके सूखे रेगिस्तानमेसे यदि मूसा, इसा ओर रखूल-जेसे 
अम्ृतनिश्चर पैदा न होते तो वहाँकी तप्त बालुकामे झुलसने कोन 
जाता ? योरपके रणक्षेत्रमे यदि हमे खुकरात, प्लेट, अरस्तू 
ओर संत फ्रांसिस-जसे महान आत्माओंके दर्शन न होते तो 
बहाँके लोगोको शान्तिका पाठ कोन पढ़ाता ? ज़ह्यशनी लोंढो 
और महात्मा कनपयूशसके नामका चीन देश अब भी गोरचके 


[६] 


आाथ ससरण करता है और उनके उपदेश उस देशकी एक 
अमर सम्पत्ति है। हमारा पवित्र भारतवर्ष भी शुन्‍्य प्रतीत 
'दोने लगेगा यदि व्यास-वात्मीकि, शुकदेव-नारद, याशवत्क्य- 
जनक, वसिष्ठ-द्धीचि, बुद्ध-महाबीर, शझ्न्‌र-रामानुजः निस्वाकी- 
वह्छभः मध्व-चेतन्य, नानक-कवीर, सूर-तुलली, नम्मलवार- 
माणिक्क वाशगर) ज्ञानदेव-तुकाराम, एकनाथ-रामदास और 
शमकृष्ण-रामतीर्थ प्रभ्ृृति संतोको उसके इतिहासमेंसे निकाल 
दिया जाय | संत ही भारतवर्षके स्मृतिकार हैं, संत ही सच्चे 
कवि हैं, संत ही सच्चे सम्देशवाहक हैं ओर संत ही सबको 
प्रेम, शान और शान्तिका पाठ पढ़ानेवाले हैं | उन संतोंके 
चरणोंमे हमारा बार-बार प्रणाम है। 

संत ही मानव-जातिके प्राण हैं, संत्र दी संखाररूपी पावप- 
के अमृतफल हैं, संत ही सभ्य समाजको प्रकाश देनेयाले प्रदीप 
हैं। चही पाप-तापसे पीड़ित मानव-जञातिको ऊपर उठानेवाली 
शक्ति हैं। अतः सभी जातियों और सभी देशोंके सभी संतोंको 
हम नतमस्तक द्वोकर कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं। 


--खामी शुद्धानन्द्‌ 





॥ श्रीहृरिः ॥ 


संत-वाणी 


| गरम, भक्ति, ज्ञान, वेरास्य एवं सदाचारपर 
पंतोंके कचनोंका संग्रह ] 
“9४२5-६७... 

(-सचिदानन्द प्रभुके अनेक रूप हैं, जिस साधकने हरिकि 
जिस रुपको देखा है, वह उनके उसी रूपको जानता है। यह सारे 
रूप उस एक ही बहुरूपिया हरिके हैं | 

२-आँखमिचौनीके खेलमें 'गोछः छू लेनेपर फिर चोर नहीं 
होना पड़ता, उसी प्रकार ईश्वरको छूनेपर फिर सांसारिक व्न्‍्यम 
नहीं बाँघते। ै 

२-छोहा जब एक बार पारसको छूकर सोना हो जाता है, तब 
चाहे उसे मिट्टीके भीतर रखो या कूड़ेमें फेंक दो वह जहाँ रहेगा 
सोना ही रहेगा, लोहा न होगा । इसी प्रकार जो अशरको पा चुका 


८ ह संत-वाणी 
है वह बस्तीमें रहे चाहे जंगलमें, उसको फ़िर दाग नहीं 
छा सकता | 

४-ईश्वरको प्राप्त कर लेनेपर मनुष्यका आकार वही रहता है 
पर्तु उससे अशुभ कर्म नहीं होते | 

७-ईश्वरका दशन ग्राप्त कर लेनेपर मनुष्य फिर जगतके 
जंजालमें नहीं पड़ता, इश्वरकी छोड़कर एक क्षण भी उसे शान्ति नहीं 
मिलती, एक क्षण भी ईश्वरकों छोड़नेमें मृत्यु-कश होता है | 

६-ईश्वरके पास जानेके अनेकों उपाय हैं | सभी धर्म इसीके 
उपाय दिखा रहे हैं । 

७-हे मनुष्यों ! तुम संसारकी वस्तुओंमें भूले हुए हो, यह सब 
छोड़कर जश्न तुम ईश्वरके लिये रोओगे, तब प्रभु उसी वक्त आकर 
तुम्हें गोदमें उठा छेंगे | 

८-ईश्वरको देखना चाहते हो तो मायाको हठा दो । 

९-इस सत्यको धारण करो कि भगवान्‌ न पराये हैं, न 
तुमसे दूर हैं और न दुलभ ही हैं । 

१ ०-जिसने तुम्हें यहाँ मेजा है, उसने तुम्हारे मोजनका प्रबन्ध 
पहलेसे कर रखा है | 

१ १-जिप्तकी ताधना करनेकी तीत्र उत्कण्ठा होती है, भगवान्‌ 
उसके पास सद्गुरु भेज देते हैं । गुरुके लिये साधकोंकों चिन्ता 
करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । 

१२-मनुष्य देखनेगे कोई रूपवान्‌, कोई कुरूप, कोई साधु, कोई 
असाधु:देख पड़ते हैं; परन्तु उन सबके भीतर एक ही ईश्वर विरजते हें | 


संत-वाणी ९, 


१३-दुष्ट मनुष्यमें भी ईश्वरका निवास है; परन्तु उनका सड़ 
करना उचित नहीं | 

१ 9-साधनावस्थामें ऐसे मनुष्योंसे, जो उपासनासे ठट्ठा करते हैं, 
धर्म तथा धार्मिकोंकी निन्‍्दा करते हैं, एकदम दूर रहना चाहिये । 

१०-मायाके पहचान लेनेपर वह तुरंत भाग जाती है 

१ ६-दूधमें मक्खन रहता है, पर मथनेसे ही निकलता है | वेसे 
ही जो इश्वरकों जानना चाहे वह उसका साधन-मजन करे। 

१७-एक ज्ञान ज्ञान; बहुत ज्ञान अज्ञान ! 

१८-ईश्वर साकार-निराकार और क्या-क्या है, यह हमलोग नहीं 
जानते । तुम्हें जो अच्छा लगे उसीमें विश्वास कर उसे पुकारो, तुम 
उसीके द्वारा उसे पाओगे | मिस्तरीको डडी चाहे जिस ओरसे, चाहे 
जिप्त ढंगसे तोड़कर खाओ, मीठी लगेगी ही । 

१९-मन सफेद कपड़ा है, इसे जिस रंगमें डुबाओगे वही रंग 
चढ़ जायगा । 

२०->याकुछ प्राणसे जो ईश्वरको पुकारते हैं, उनको गुरु 
करनेकी आवश्यकता नहीं है । 

२१-रूचा शिष्य गुरुके किसी बाहरी कामपर छक्ष्य नहीं करता। 
वह तो केवल गुरुकी आज्ञाको ही सिर नवाकर पालन करता है। 

२२-पतंग एक बार रोशनी देखनेपर फिर अन्धकारमों 
नहीं जाता, चौंटियाँ गुड़में प्राण दे देती हैं, पर वहाँसे छोटी 
नहीं । इसी प्रकार भक्त जब एक बार प्रभुदर्शनका रसाल्लादन कर 
छेते हैं तो उसके ढिये प्राण दे देते हैं; पर लोटते-नहीं | 


१० ' संत-वाणी 


२३-संसारमें रहकर जो साधन कर सकते हैं, यथार्थ वे ही 
चीर पुरुष हैं । 

२४-संसारम रहकर सब काम करो, पर खयाल रक्‍्खो कहीं 
ईश्वरके लक्ष्यसे मन हट न जाय | 

२५-कुलटा ब्वियाँ माता-पिता तथा परिवाखालेंके साथ रहकर 
संसारके सभी कार्य करती हैं, परन्तु उनका मन सदा अपने यारमें 
लगा रहता है | हे संसारी जीव ! तुम भी मनको ईश्वरमें लगाकर 
माता-पिता तथा परिवरका काम करते रहो | 

२६-ईश्वरके दर्शनकी इच्छा रखनेबालोंकों नाममें विश्वास तथा 
सत्यासत्यका विचार करते रहना चाहिये । 

२७-मनको खततन्‍्त्र छोड़ देनेपर वह नाना ग्रकारके संकल्प 
बिकल्प करने लगता है, परन्तु विचाररूपी अंकुशसे मारनेपर वह 
सिर हो जाता है । 

२८-दरिनाम सुनते ही जिसकी आँखोंसे सब्चे ग्रेमाशरु बह 
निकलते हैं वही नाम-प्रेमी है । 

२९-डुबकी लगाते ही जाओ, रत्न अवश्य मिलेगा धीरज 
रखकर साधना करते रहो, यथासमय अवश्य ही तुम्हारे उपर 
ईश्वरकी कृपा होगी। 

३ ०-साधु-सड़को धर्मका सर्वप्रधान अड्ज समझना चाहिये | 

३१-मरनेके समय मनमें जैसा भाव होता है, दूसरे जन्म 
चैसी ही गतिं होती है; इसीलिये जीवनभर भगवानके स्मरणकी 
आवश्यकता है, जिससे शृत्युके समय केवड भगवान्‌ ही याद भाव | 


संत-वाणी १! 


३२-बालककी नाई रोना ही साधकका एकमात्र वह है | 
३३-फलके बड़े होनेपर फूछ अपने-आप गिर जाता है; 
इसी प्रकार देवलके वढ़नेते नरत्र नहीं रहता | 
२१-मलुष्य तमीतक धर्मके विषय तर्क-बितर्क करता है, 
जबतक उसे धर्मका ल्ाद नहीं मिढ्ता | खाद मिलनेपर वह चुपचाप 
साधन करने ढागता है | 
२५-सावक जब गदगद हो पुकारता है, तब प्रभु वि 
नहीं कर सकते । ः ह 
३६-ईधरके अनन्त नाम हैं, अनन्त रुप हैं, अनन्त भाव हैं । 
उसे किसी नामसे, किसी रूपसे और किसी भावते कोई पुकारे वह सबकी 
पुकार छुन सकता है, वह सबकी मनःकामना पूरी कर सकता है। 
२७-परमाक्मा एक है, उसको अनेक छोग अनेक भावोंसे 
नते हैं | 
३८-जिस हृदयमें ईश्वरका प्रेम प्रवेश कर गया उस हृदयते काम, 
प, अहंकार आदि सब भाग जाते हैं | वे फिर ठहर नहीं सकते | 
३९-सब धर्मोका आदर करो; पर अपने मनको अपनी ही 
म॑-निछासे तृप्त करो । 
४०-साथन-मजनके द्वारा मनुष्य ईश्वरकों पाकर फिर अपने 
मो छठ जाता है | 
४१-ईशवर हमझोगेंके निजके हैं, वह हमलेगोंकी अपनी माता 
| उनके पास हमछोगोंका जोर करना, मचछना चल सकता है। 
४२-ईथरर अपने आनेके पूर्व साधकके हृदय प्रेम, भक्ति 
वेश्वास तथा व्याकुछ्ता पहले ही भर देते हैं । 


हु०.. संत-वाणी 

२३-संसारमें रहकर जो साधन कर सकते हैं, यथार्में थे ही 
चीर पुरुष हैं | 

२४-संसारमें रहकर सब काम करो, पर खयाल रखो कहीं 
ईश्वरके लक्ष्यसे मन हट न जाय | 

२०-कुलटा श्वियाँ माता-पिता तथा परिवाखालोंके साथरहकर 
संसारके सभी कार्य करती हैं, परन्तु उनका मन सदा अपने यारमें 
लगा रहता है । हे संसारी जीव ! तुम भी मनको ईश्वरमें लगाकर 
माता-पिता तथा परिवारका काम करते रहो | 

२६-ईश्वरके दर्शनकी इच्छा रखनेबालेंको नाममें विश्वास तथा 
सत्यासत्यका विचार करते रहना चाहिये | 

२७-मनको खतन्त्र छोड़ देनेपर वह नाना प्रकारके संकल्प- 
विकल्प करने छुगता है, परन्तु विचाररूपी अंकुशसे मारनेपर वह 
जिर हो जाता है | 

२८-दरिनाम छुनते-ही जिसकी आँखोंसे सच्चे प्रेमाश्रु बह 
निकटते हैं वही नाम-प्रेमी है | 

२९-डुबकी छगाते ही जाओ, रत्न अवश्य मिलेगा | धीरज 
रखकर साधना करते रहो, यथासमय अवश्य ही दुम्हारे ऊपर 
ईश्वकी कृपा होगी । 

३०-साधु-सट्को धर्मका सर्वप्रधान अड् समझना चाहिये। 

३१-मरनेके समय मनमें जैसा भाव होता है, दूसरे जन्ममं 
जैसी ही गति होती है; इसीलिये जीवनभर भगवानके स्मरणकी 
आवश्यकता है, जिससे मल्युके समय केवल भगवान्‌ ही याद आगे । 


संत-वाणी ११ 


३२-बालककी नाई रोना ही साधकका एकमात्र बल है | 

३३-फलके बड़े होनेपर फूछ अपने-आप गिर जाता है; 
इसी प्रकार देवतके बढ़नेसे नरत्र नहीं रहता | 

३४-मनुष्य तभीतक धर्मके विषयमें तक-वितर्क॑ करता है, 
जबतक उसे धर्मका खाद नहीं मिलता | खाद मिलनेपर वह चुपचाप 
साधन करने लगता है | 

३५-साधक जब गद्गद हो पुकारता है, तब प्रभु विहम्ब 
नहीं कर सकते | | 

३६-ईश्वरके अनन्त नाम हैं, अनन्त रूप हैं, अनन्त भाव हैं | 
उसे किसी नामसे, किसी रूपसे और किसी भावसे कोई पुकारे वह सबकी 
पुकार सुन सकता है, वह सबकी मनःकामना पूरी कर सकता है । 

३७-परमात्मा एक है, उसको अनेक छोग अनेक भावोंसे 
भजते हैं | 

३८-जिस हृदयमें ईश्वरका प्रेम प्रवेश कर गया उस हृदयसे काम, 
क्रोध, अहंकार आदि सब भाग जाते हैं। वे फिर ठहर नहीं सकते | 

३९-सब घर्मोका आदर करो, पर अपने मनको भपनी ही 
धम-निष्ठासे तृप्त करो । 

४9०-साधन-भजनके द्वारा मनुष्य ईश्वरकों पाकर फिर अपने 
धामको ढौटठ जाता है | 

४१-ईश्वर हमलोगोंके निजके हैं, वह हमलोगोंकी अपनी माता 
हैं| उनके पास हमलोगोंका जोर करना, मचलढना चल सकता है। 

४२-ईश्वर अपने आनेके पूर्व साधकके हृदयमें प्रेम, भक्ति, 
विश्वास तथा व्याकुछ्ता पहले ही भर देते हैं । 


१२ संत-बागी 


४३-हंदय स्थिर होनेसे ही ईश्वरका दर्शन होता है | हृदय- 
सरोवरमें जबतक कामनाकी हवा बहती रहेगी, तबतक ईश्वर॒का 
दर्शन असम्मव है | 

०४-सच्चे विश्वासी मक्तका विश्वास तथा भक्ति किसी प्रकार 
नष्ट नहीं होती । भगबच्चर्चा होते ही वह उन्मत्त हो उठता है। 

४५-विश्वासी भक्त ईश्वरके सित्रा सांतारिक धन-मान कुछ 
भी लेना नहीं चाहता |... 

४६-संसारमें ईश्वर ही केवठ सत्य है ओर सभी असत्य है। 

४७-दुर्लम मनुष्य-जन्म पाकर जो व्यक्ति ईश्वरकी प्राह्िके 
लिये यत्न नहीं करता उप्तका जन्म वृथा ही है | 

४८-ईश्वरमें भक्ति और भट्टठ निष्ठा करके संसारका सब 
काम करनेमें जीव संसार-बन्धनमें नहीं पड़ता | 

2४९-जो ईश्वरका चरण-कमछ पकड़ छेता है, वह संसारसे 
नहीं डरता | 

५०-ईशवरके चरण-क्रमछ पकड़कर संसारका काम करो, 
बन्‍्धनका डर नहीं रहेगा | 

७५१-पहले ईश्वर-प्राप्तिका यत्ष करो, पीछे जो इच्छा हो 
कर सकते हो | ह 

५२-जो ईश्वरपर निर्भर करते हैं, उन्हें ईश्वर जेसे चलाते 
हैं वे बैसे ही चढते हैं, उनकी अपनी कोई चेथ नहीं होती । 

५३-गुर छाों मिलते हैं, पर चेढा एक भी नहीं मिड्ता । उपदेश 
करनेवाले अनेकों मिलते हैं, पर उपदेश पालन करनेवाले विरले.ही। 


संत-वाणी १३ 


५४-ईश्वरका प्रकाश सबके हृदयमें समान होनेपर भी वह 
साधुओंके हृदयमें अधिक प्रकाशित होता है । 

ण०५-समाधि-अवस्थामें मतको उतना ही आनन्द मिलता है, 
जितना जीती मछछीको तालाबमें छोड़ देनेसे | 

७५६-ज्ञान पुरुष है, भक्ति त्री है। पुरुष मायानारीसे तभी 
छूट सकता है जब्र वह परम बैरागी हो | किन्तु भक्तिसे तो माया 
सहज ही छूटी हुई है । 

५७-काजलकी कोठरीमं कितना भी वचकर रहो, कुछ-न 
कुछ कर्सोंस छगेगी ही | इसी प्रकार युवक-युवती परर्पर बहुत 
सावधानीसे साथ रहें तो भी कुछ-न-कुछ काम जागेगा ही | 

५८-जिस प्रकार दर्पण खच्छ होनेपर उसमें मुँह दिखायी 
देने लगता है, उसी प्रकार हृदयके खच्छ होते ही उसमें भगवानका 
रूप दिखायी देने छगंता है | 

५९-ईश्वरकों अपना समझकर किसी एक भावसे उसकी ' 
सेवा-पूजा करनेका नाम भक्तियोग है । ह 

६०-कह्युगमें और योगोंकी अपेक्षा भक्तियोगसते सहज ही 
ईश्वरकी प्राप्ति होती है । 


६१-ध्यान करना चाहते हो तो तीन जगह कर सकते जा 
मनमें, धरके कोनेमें और वनमें | 


६२-केवल ईश्वर-ज्ञान ही ज्ञान है और सब भज्ञान है | 


६३-भगवान्‌ भक्तिके वश हैं, वे अपनी ओर ममता और 
प्रेम चाहते हैं. । | 


१४ संत-वाणी 


६४-जिसके मनमें ईश्वरका प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे 
संस्ारका कोई छुख अच्छा नहीं ढगता | 

६५-जो प्रमुके ग्रेममें बावहा हो गया है, जिसने भपना सब 
कुछ उनके चरणोंमें अपंण कर दिया है, उसका सारा भार प्र 
अपने ऊपर ले छेते हैं। 

६६-संसारमें आकर मगवानूके विषयमें तक, युक्ति, विचार 
आदि करनेसे कुछ फल नहीं | जो प्रगुको प्राप्त कर आनन्दानुभव 
कर सकता है, वही धन्य है | 

. ६७-सभी मनुष्य जन्म-जन्मान्तरमें कभी-न-कभी भगवानको 

देखेंगे ही । 

६८-सूईके छेदमें तागा पहनाना चाहते हो तो उसे पतला 
करो । मनको ईश्वरमें पिरोना चाहते हो तो दीन-हीन-अकिश्वन बनो । 

६९-भक्तका हृदय भगवान्‌की बेठक है | 

. ७०-संसारमें जो जितना सह सकता है, वह उतना ही 

महात्मा है । 

७१-जिसका मनरूप चुंबकयंत्र मगवान्‌के चरणकमरलेकी ओर 
रहता है, उसके डूब जाने या राह भूलनेका डर नहीं । 

७२-साधनकी राहमें कई बार गिरना-उठना होता है, परन्तु 
प्रयन करनेपर फ़िर साधन ठीक हो जाता है | 

७३-सर्वदा सत्य बोलना चाहिये। किकालमें सत्यका 
आश्रय लेनेके बाद और किसी साधनका काम नहीं | सत्य ही 
कलिकालकी तपस्या है | 


संत-वाणी १५ 


७४-संसारके यश और निन्दाकी कोई पर्वा न करके 
ईश्वरके पथमें चलना चाहिये । 

७५-एक महात्माकी कृपासे कितने ही जीवोंका उद्धार हो 
जाता है | ह 

७६-साधकके भीतर यदि कुछ भी आसक्ति है तो समस्त 
साधना व्यर्थ चली जायगी | 

७७-जो ईश्वरमें नित्य डूबा रहता है, उसकी प्रेमाभक्ति कभी 
नहीं सूखती । परन्तु दो-एक दिनकी भक्तिसे ही जो सन्तुष्ट तथा 
निश्चिन्त रहता है, सींकेपर रखे हुए रिसते घड़ेके जलके समान वह 
भक्ति दो दिन बाद ही सूख जाती है 

७८-जगठ्में इश्वर व्याप्त हैं, पर उनके पानेके लिये साधना 
करनी पड़ती है । 

७९-जिस मनसे साधना करनी है, वही यदि विषयासक्त हो 
जाय तो फिर साधना असम्मव ही समझी । 

८०-जढूमें नाव रहे तो कोई हानि नहीं, पर नावमें जल नहीं 
रहना चाहिये | साधक संसारमें रहे तो कोई हानि नहीं, पर्तु 
साधकके भीतर संसार नहीं होना चाहिये । 

८१-मन और मुखको एक करना ही साधना है । 

८२-इश्वर महान्‌ होनेपर भी अपने भक्तका तुच्छ उपहार 
प्रेमपूवक प्रसन्‍न होकर ग्रहण करते हैं । 

८३-जिस आदमीकी ईश्वरके नाममें रुचि है, भगवानकी ओर 
जिसकी छगन छग गयी है, उसका संसार-विकार अक्य्यु दूर होगा। 
उसपर भगवानकी कृपा अवश्य-अवर्य होगी । 


१६. - संत-वाणी 


८४-अपने सब कर्म-फल ईश्वरको अपंण कर दो | भपने 
लिये किसी फलकी कामना न करे | 

८५-वासना लेशमात्र मी रही तो भगवान्‌ नहीं मिल सकते | 

८६-भहड्ढारवी भाड़ होनेसे ईश्वर नहीं देख पड़ते । अहं- 
बुद्धिके जाते ही सब जंजाल दूर हो जाते हैं | 

८७-मैं प्रभुका दास हूँ, मैं उसकी सन्तान हूँ, में उसका अंश 
हूँ---ये सब अहड्ढार अच्छे हैं | ऐसे अमिमानसे भगवान्‌ मिलते हैं। 

८८-जिसका ( साधन ) यहाँ ठीक है उसका वहाँ भी ठीक है 
और जिसका यहाँ नहीं है उसका वहाँ मी नहीं है । 

८९-जिसका जैसा भावहोता है उसको वैत्ता ही फल मिलता है| 

९०-सफेद कापड़ेमें थोड़ी भी स्थाहीका दाग पढ़नेसे वह 
दाग बहुत स्पष्ट दीखता है; उसी अ्रकार पवित्र मतु्योका थोड़ा 
दोष भी अधिक दिखंलायी देता है | 

९१-जिस घरमें नित्य हरि-संकीतन होता है वहाँ कलियुग 
प्रवेश नहीं कर सकता | 

९२-जब भगवानूके आश्रित हो रहे हो तो यह न हुआ, 
वह न हुआ आदि चिन्ताओंमें मत पड़ो | 

९३-बविश्वासी भक्त आजीवन भगवान्‌का दर्शन न मिल्नेपर 
भी भगवानको नहीं छोड़ता। 
.._ ०४- संसार कचा ढुओँ है | इसके किनारेपर खूब सावधानी 
खड़े होना चाहिये | तनिक असावधान होते ही कुएँगे पि 
पड़ोंगे, तब निकहना कठिन हो जायगा । 


सत-च(एणा ७ 


९०-संसारी ! तुम संसारका सत्र काम करो; किन्तु मन हर 
घड़ी संसारसे विमुख रखो | 

९६-कामिनी और काश्जन ही माया है। इनके आकर्षगामें 
पड़नेपर जीवकी सब खाधीनता चली जाती है | इनके मोहके 
कारण ही जीव मव-बन्धनमें पड़ जाता है | 

९७-संसतारमें रहनेसे सुख-ठुःख रहेगा ही। ईश्वरकी वात 
अछग है और उसके चरण-कमछों मन ढगाना और है । दुःखक्े 
हाथसे छुटकारा पानेका और कोई उपाय है नहीं। 

९८-साधु-संग करनेसे जीवका मायारूपी नशा उतर जाता है। 

२९-जिससे दस आदमी अच्छी प्रेरणा पाते हों तथा शुभ- 
कार्यमें छगते हों तो समझना चाहिये कि उसके भीतर भगवानकी 
विभूति अधिक है | 

१००-जो सोचता है 'मैं जीव हूँ--वह जीव है; और जो 
सोचता है मैं शिव हूँ! वह शिव है | 

१०१-एक ईश्वरको पकड़े रहनेसे इहलैकिक, पारठौकिक 
अनेकों लाभ होते हैं पर ईश्वरकों व्यागते ही जीवका सब कुछ 
व्यर्थ हो जाता है। 

१०२-वध्याकुल होकर उसके ढिये रोनेसे ही 'बह! मिलता 
है | लोग लड़के-बच्चेके लिये, रुपये-पैसेके लिये कितना रोते हैं 
किन्तु भगवानके लिये क्‍या कोई एक बूँद मी आँधू टपकाता है ह 
उसके लिये रोओ, आँसू बह्मओ, तब उसको पाओगे | 


०३-ईश्वरके पानेका उपाय केवल विश्वास हैं| जिसे 
विश्वास हो गया, उसका काम बन गया । 


सं० वा० २--- 


१८ संत-वाणी 

१०४- मुँहमें राम बगलमें छूरी मत रखो | ' 

१०५-ईश्वरके नाममें ऐसा विश्वास चाहिये कि मैंने उसका 
नाम लिया है इससे अन्न मेरे पाप कहाँ ! मेरे अब बन्धन कहाँ ! 

१०६-एक ईश्वर ही सबका गुरु है । ह 

१ ०७-जबतक अज्ञान है तमीतक चौरासीका चक्कर है । 

१ ०८-दूसरेको सिखानेके लिये व्याकुछ मत हो । जिससे तुम्हें 
ज्ञान-मक्ति प्राप्त हो, ईश्वरके चरण-कमलमें मन छंगे वही उपाय करो | 

१०९-परनिन्दा और परचर्चा कभी न करो | 

११०-विश्वास तारता है और अहक्ढार डुवाता है । 

१११-पहले संसार करके पीछे भगवानकी प्राप्तिकी इच्छा 
करते हो | ऐसा न करके पहले भगवान्‌कों लेकर पीछे संसार 
करनेक्री इच्छा क्यों नहीं करते ? इससे बहुत घुख पाओगे । 

११२-साखिक साधकर्मे बाहरी दिखावेका भाव तनिक भी 
नहीं रहता | 

११३-जो मूर्ख वासनाके रहते गेऱआ वल्ल धारण करता 
है उसका यह लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं । 

११४-बीर साधक इस संसारका बोझ सिरपर उठाकर भी 
भगवान्‌की ओर निहारते रह सकते हैं । 

११७-विषयासक्ति जितनी ही घटेगी, ईशवरके प्रति प्रेम भी 
उतना ही बढ़ता जायगा । 

१ १ ६-देहको चाहे जितना सुख-दुःख हो, भक्त उसका खयाल 
नहीं करते | उनकी इत्ति तो प्रभुके चरणोमें अनन्यभावसे छगी रहती है । 


संत-बाणी १९, 


११७-ततज्ञान होनेसे मनुष्यका पृ खमाव बदल जाता है | 

११८-खामीके जीते रहते ही जो ञ्री ब्रह्मचर्य धारण करती 
है वह नारी नहीं है, वह तो साक्षात्‌ भगवती है । 

११९-ईश्वरका प्रेम पाकर मनुष्य सारी बाह्य वस्तुओंको 
भूल जाता है | जगत्‌का खयाल उसको नहीं रहता | यहाँतक कि 
सबसे प्रिय अपने शरीरकों भी भूल जाता है | जब ऐसी अवस्था 
आवे तब समझना चाहिये कि प्रेम प्राप्त हुआ | 

१२०-प्रपश्नमें मनुष्यका आत्रपतन हो ही जाता है । 

१२१-अहड्जार करना व्यर्थ है | जीवन, यौवन कुछ भी 
यहाँ नहीं रहेगा | सब दो घड़ीका सपना है | 


१२२-माँसे रोकर भक्ति माँगेगे तो वह अवश्य देगी | इसमें 
जरा भी शक नहीं है । 


१२३-ज्ञानोन्माद होनेसे कर्तव्य फिर कर्तव्य नहीं रह 
जाता । उस अवबस्थामें भगवान्‌ उसका भार ले लेते हैं । 

१२४-ईश्वर हैं--इस बातका जिसे ठीक बोध हो गया वह 
फिर सांसारिक मायामें नहीं पड़ता | 

१२५-पुस्तकें हजार पढ़ो, मुखसे हजार रोक कहो पर 
व्याकु होकर उसमें डुबकी नहीं छगानेसे उसे पा न सकोगे 

१२६-पहले इश्वरको प्राप्त करनेकी चेश करो । गुरुवाक्यमें 
विश्वास करके कुछ कर्म करों। गुरु न हों तो मगवानके पास 
व्याकुल-प्राणसे प्रार्थना करो | वह कैसे हैं यह उन्होंकी कृपासे 
मालूम हो जायगा | 


२० संत-चाणी 


..._(२७-सांसारिक पुरुष धन-मान-विषयादि असार वतुओंका 
शप्रह कर सुखकी आशा करते हैं, परन्तु वह सब किसी प्रकार 
भी सुस्त नहीं दे सकते | 

१२१८-भगवान्‌ जीवकों पापमें लिपटा रहने नहीं देता | वह 
दया कर झट उसका उद्धार कर देता है । 

१ २९-भगवान्‌ सबको देखते हैं; किग्तु जबतक वे किसीको 
अपनी इच्छासे दिखायी नहीं देते तबतक कोई उनको देख या 
पहचान नहीं सकता | 

१३ ०-पूर्व दिशामें जितना ही चलोगे पश्चिम दिशा उतनी ही 
दूर होती जायगी । इसी प्रकार पमंपंथपर जितना ही भत्रसर 
होगे, संसार उतनी ही दूर पीछे छूठता जायगा | 

१३१-कल्यिगमे प्रेमपूर्ण ईश्वरभक्ति ही सर्वश्रेष्ठ तया सार 
च्स्तु है | | 

१३२-प्रेमसे हरिनाम गाओ | प्रेमसे कीर्तन-रंगमें मस्त 
होकर नाचो । इससे तरोगे, तरोगे, संसारसे तर जाओोगे | 

१३३-गुर ही माता, गुरु ही पिता और गुर ही हमारे कुलदेव 
हैं | महान्‌ संकट पड़नेपर आगे और पीछे वही हमारी रक्षा करनेवाले 
हैं | यह काया, वाक्‌ और मन उन्हींके चरणोंमें अप॑ण हैं | 
..._ १३४-कीर्तनसे लपमंको इद्धि होती है, की्तनसे खधमंकी प्राप्ति 
होती है, कीर्वनके सामने मुक्ति मी छजित होकर माग जाती है | 
... १३७-कहियुगमें नाम-सरण और हृरि-कीर्तनसे जीवमात्रका 


उद्धार होता है । 


संत-वाणी २१ 


१३६-सब दानेंमें श्रेष्ठ अन्दान है और उससे भी श्र 
ज्ञान-दान है | 

१ ३७-बैठकर राम-नाम्के ध्यानका अनुष्ठान करें, उसीमे 
मनको दृढ़ कर एकनिष्ठ मावमें मग्न हों। इससे कढ़कर कोई 
साधन है नहीं | 

१३८-परढव्य और परदाराको छूत मानें। इसमे ऋका 
निर्मल कोई तप है नहीं । | 

१३९-इस कलियुगर्म राम-नामके प्िवा कोर 
है नहीं | 

१ ४०-मनमें मगवान्‌का रूप ऐसे आकर बैठ जाय कि 
जाग्रतू, खप्न, सुष्ृुत्ति कोई भी अवश्था याद न भावे | 

१४१-इन कानोंसे तेरा नाम और गुण छुनूँगा | इन पेरेंसे 
तीथेंकि ही एस्ते चढँँगा | यह नथर देह किस काम आवेगी ! 

१४२-भगवन्‌ ! मुझे ऐसी प्रेमभक्ति दे कि मुँहसे तेरा ही 
नाम अखण्डरूपसे लेता रहूँ । 

१ ४३-अपनी स्तुति और दूसरोंकी निन्दा, है गोविन्द | मैं 
कभी न कहूँ । सब प्राणियोम हे राम ! मैं तुम्हें ही देखेँ और 
तेरे प्रसादसे ही सन्तुष्ट रहूँ । 


आधार 


१४ ४-भगवानूका आवाहन किया पर इस* आवाहनमें 
विसर्जनका कुछ काम नहीं | जब चित्त उप्ीमें छीन होता है तो 
गाते भी नहीं बनता । 


१४५-जो सब देबोंका पिता है उसके चरणोंकी शरण 


र४ संत-वाणी 


लेते ही सारी माया छूट जाती है, सब इन्द्र नह हो 
जाते हैं। 

१४६-पह ज्ञानदीप जछाया जिसमें चिन्ताका कोई काजल 
नहीं और भानन्दभरित प्रेमसे देवाविदेव श्रीहरिकी आरती की। 
सब भेद और बिकार उड़ गये । 

१४७-भीतर-बाहर, चर-अचरमें सत्र श्रीहरि ही विराज 
रहे हैं । उन्होंने मेरा मन हर डिया, 'मेरा-तेरा” भाव निकाल दिया | 

१४८-योग, तप कर्म और ज्ञान-ये सब भगवानके छिये 
हैं । भगवानके बिना इनका कुछ भी मूल्य नहीं है । 

१४९-भगवानके चरणोंमें संसारकों समर्पित करके भक्त 
निश्चिन्त रहते हैं और तब वह सारा ग्रपद्न भगवानका ही हो 
जाता है । 

१००-गड़ा सागरसे मिलने जाती है परन्तु जाती हुई जगत्‌- 
का पाप-ताप निवारण करती है। उसी ग्रकार आत्श्ररूपको प्रात्ष जो 
संत हैं वे अपने सहज कमोंसे संसारमें बँधे बन्दियोंको छुड़ाते हैं | 

१५१-संतोंकी जीवनचर्या संसारके लिये आइनेके समान 


होती है । 
१५२-सब भूतोंमें समच्ष्टेसे केवल एक हरिकों ही देखना 


चाहिये। ' 5 
!५१-जो निहन्द्र होकर निन्‍्दा सह लेता है उसकी माता 


धन्य है | ँ् 
१५४-भगवान्‌ ही सब साधनोंके साध्य हैं और सब चराचर 


संत-वाणी २३ 


ग्राणियोंमें भगवानूको देखकर सर्वत्र अखण्ड-मग्दबुद्धिकों छिर 
रखना और सबके कल्याणका उद्योग करना अर्थात्‌ लोकसंग्रह और 
लेकोपकारमें तन-मन-प्राण अप करना ही सच्ची हरिमक्ति है | 


१५०-समदर्शी, निरपेक्ष और निरहंकार होकर सब मूत्र 
भगवान्‌ भरे हैं ऐसा जानकर जो झोकोपकार होता है वहीं उत्तम 
हरि-भजन है 

१०६-सब प्राणियोंमे भगवानको विद्यमान जानकर उनके 
हितार्थ अहंभावरहित होकर काय्रेन मनसा वाचा उद्योग करना ही 
भगवान्‌की सेवा है,। 

१०७-जो स्थूछ है, वही सूक्ष्म है, ढश्य है वही अद्धय है, व्यक्त है 
वही अव्यक्त है, सगुण है वही निगुंण है, अंदर है वही बाहर है | 

१५८-मगवान्‌ प॒वत्र हैं, पर जो भक्त नहीं हैं, उन्हें नहीं 
दिखायी देते | जलमें, थम, फत्थस्में, कहाँ नहीं हैं ? जिधर देखो 
उधर ही मगवान्‌ है, पर अभक्तोक्ों केबल शून्य दिखायी देता है। 

१०९-एकलके साथ सृष्टिकों देखनेते दृष्टिमें भवान्‌ ही 
भर जाते हैं । 

१६०-अन्य हैं सहुरु जिन्होंने गोविन्द दिखा दिया | 

१६१-संतोंके घर-द्वार, अंदर-बाहर, कर्ममें, वाणीें और 
मनमें भगवद्धक्तिकरे सिवा और कुछ मी नहीं मिल सकता | 

१६२-संतोंके कर्म, ज्ञान और मक्ति हरिमय होते हैं | शान्ति, 
क्षमा, दया भादि देवी गुण संतोंके आँगनमें लोग करते हैं | 

१६३-संत-सेवा मुक्तिका द्वार है | 


२9 संत-वाणी 


१६४-भगवान्‌ खयं संतक्रे घरमें धुसकर अपना दखल 
जमाते हैं | 

हर ६५-सहुरुके सामने वेद मौन हो गये, शात्ष दीवाने हो 
गये और वाक्‌ भी बंद हो गयी | सहुरुकी क्ृपादृष्टि जिसपर पढ़ती 
है, उसकी दृष्टिमं सारी सृष्टि श्रीहरिमय हो जाती है । 

१६६-धन्य हैं श्रीगुरदेव जिन्होंने अखण्ड नाम-हमरण 
करा दिया | 

१६७-सदूगुरुचरणोंका लाभ जिसे हो गया, वह प्रपश्नसे मुक्त 


हो गया । 
१६८-साश प्रपश्न छोड़कर मंगवचरणोंका ही सदा ध्यान 


करना चाहिये | 
१६९--सदूयुरुका सहारा जिसे मिल गया, कडिकाढ उसका 
कुछ बिगाड़ नहीं सकता । 
१७०-भक्ति, वैराग्य और ज्ञानका खय॑ं आचरण करके दूसरों- 
को इसी आचरणमें ढगानेका नाम ही लोकसंग्रह' है | 
. १७१-सिद्धियोंके मतोरथ केवल मनोरञ्षन हैं, उनमें परमार्थ 
नहीं, | प्रायः बने हुए छोग ही सिद्धियोंका बाजार लगाते हैं और 


गरीबोंको ठगते हैं | 
१७२-कलिकाल बड़ा भीषण है, इसमें केवल प्रमुके नामका 


ही सहारा है | 
१७३-हन्‍द्व और एक चौंटी दोनों देहतः समान ही हैं । 


देहमात्र ही नश्वर है । सबके शरीर नाशवान्‌ हैं | शरीरका पर्दा 


खंत-वाणी २० 


हृटाकर देखो तो सर्वत्र भगवान्‌ ही हैं | मगवानके सिवा और क्या 
है ! अपनी दृष्टि चिन्मय हो तो सर्वत्र श्रीहरि ही हैं । 

१७४-पश्रीक्षष्ण तो सर्वत्र रम रहे हैं | वह सम्पूर्ण विश्वके अंदर औौः 
बाहर व्याप्त हैं | जहाँ हो वहीं देखो, वहीं तुम्हें वह दर्शन देंगे | 

१७५-ह३य, दरशन द्रष्टा-तीनोंको पारकर देखो तो बस 
श्रीकृष्ण-ही-श्रीकृष्ण डे | 

१७६-मभगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त जगतके एकमात्र सामी स्ि | 
उनका ऐश्वर्य, माधुय, वात्सल्य सभी अनन्त है, अपार है। जिसे 
उसका एक कण भी मिल गया वह धन्य-धन्य हो गया | 

१७७-सभी वैभव्वाले, बड़ी आयुवाले, बड़ी महिमावादे 
आखिर चले गये मृल्युपंयम ही | सब चले गये, परन्तु एक ही रहे 
जो खरहूपाकार हुए--आलज्ञानी हुए । 

१७८-जिस वाणीमे हरिकथा-प्रेम है, वही वाणी सरस है | 

१७९-ट्रमके बिना श्रुति, स्मृति, ज्ञान, ध्यान, पूजन, अबण, 
कीतन सब व्यर्थ है । 

१८०-संतका जीवन और मरण हरििय होता है, हरिके 
सिवा और है ही क्या कि हो | फिर मृध्युके समय भी हरिस्मिणके 
पिवा और क्या हो सकता है ! 

१८१-जो चीनीकी मिठास है, वही चीनी है। वैसे हो 
चिदरक्मा जो है, वही यह लोक है | संसारमें हरिसे मित्र ओर 
कुछ भी नहीं है । 

१८२-जो-जो कुछ छुन्दर दिखायी देता है वह श्रीकृष्णके ही 


'  संत-वाणी 


अंशपे है। उससे आँें ऐसी दीवानी हो गयीं कि भगवावते मधूर- 
बिष्छों जा हीं |... जा 

१८३-निसने एक बार श्रीक्षष्णकों देखा, उसकी आँखें 
फिर उससे नहीं फिरतीं | अधिकाधिक उसी रूपको आलिड्ठन करती 
हैं और उसीमे छीन हो जाती हैं । 

! ८३-कुछ-कर्मको मिठाना हो, अपने साथ सबको रि्रीमे 
घिलाना हो, जीवतकका अन्त करना हो तो कोई कष्णकों वरण करे | 

१ ८५-उठ्े ! श्रीकृष्णके चरणोंका बन्दन करो | रू और 
अपमान छोड़ दो, मनको निर्विकल्प कर छो और इत्तिको सावधान 
करके हरिविरणोंका वन्दन करो । 

१८६-श्रीचरणोंका आलिड्न होते ही अहं-सोउहंकी गॉट 
खुल गयीं । साय संसार आवन्दमय हो गया | सेव्य-सेवक-भावका 
कोई बिंह नहीं रह गया । देवी और देव एक हो गये । 

१८७-सच्चा विल्क उसीको कहना चाहिये जो मानके सानसे 
दूर रहता है | वह सत्सड्में खिर रहता है । भपना कोई नया 
सम्प्रदाय नहीं चढाता, नया अखाड़ा नहीं खोलता, अपनी गद्दी नहीं 
कायम करता | जीविकाके लिये दीन होकर किसीकी ख़ुशामद नहीं 
करता | वह णैकिक नहीं होता, उते वलालक्वाली एच नहीं होती, 
परान्षमे रुचि नहीं होती, ह्ियेंक्ो देखना उसे अच्छा नहीं झगता। 

१८८-अपनी खरीके सित्रा अन्य छीसे कोई सम्बन्ध ने रखे | 


अपनी खीसे भी केवल समुचित ही सत्र रे और बितकों कमी 


आसक्त ने होने दे | 


संत-वार्णी 


१८९-प्रमदासड़से बराबर बचना है | जे 
३00, 

होकर निःसज् हो गया हो, वही अखण्ड एका कर 26 

१९०-ब्री, धन और प्रतिष्ठा चिरज्ञीव पद-प्राप्तिकि साथनमें 
तीन महान्‌ विम्न हैं। 

१९१-सचा अनुताप और शुद्ध सालिक वैराग्य यदि हो तो 
श्रीकृष्पद ग्राप्त करनेकी आशा करना केवढ भज्ञन है | 

१९२-पछुनो,मेरा पागल ग्रेम ऐसा है कि सुन्दर व्याम श्रीराम 
ही मेरे अद्वितीय त्ह्म हैं और कुछ मुझे नहीं माहम | रामके ब्रिना 
जो अऋहज्ञन है हनुमानजी गरजकर कहते हैं कि उसकी हमें को! 
जरूरत नहीं । हमारा बन्न तो राम है | 

१९३-जो मोढ लेकर गंदी मद्रिरा पान करता है, वही उसके 
नशे चूर होकर नाचता-गाता है, तब जिसने भगवप्रेमकी दिव्य 
मदिराका सेवन किया हो वह कैसे चुपचाप बैठ सकता है ! 

(९9-भगवानूऊे चरणोर्म अपरोक्ष खिति हो जाय तो वहाँ 


क्षणाधम होनेबाली प्राप्तिके सामने त्रिभुवन-विभव-सम्पत्ति भी भक्तक्रे 
ढिये तृणके समान है | 


(९५-याचना किये बिना यहच्छासे जो कुछ मिछे उसे 
साधक मह्नहमय प्रभुका महाप्रसाद समझकर खानन्दसे भोग लगावे | 
१९६-दारा, सुत, गृह, प्राण सब मगवानूकों अपंण कर देना 
चाहिये | यह पूर्ण भागवत धर्म है | मुख्यतः इसीका नाम भजन है | 


१९७-साथु-संतोंसे मैत्री करो, सबसे पुराना परिचय ( प्रेम ) 
रखो, सबके श्रेष्ठ सखा बनो, सबके साथ समान रहो | 


२८ -* ख॑ंत-बाणी 

4९८-भगवान्‌की आचारसहित भक्ति सब योगोंका योगगहर, 
वेदान्तका निजभाण्डार, सकल सिद्धियोंका परम सार है | 

१९९-गृहस्थाश्रममें _हकर भी जिसका चित्त प्रभुके रंग 
रँग गया और इस कारण जिसकी गृहासक्ति छूट गयी, उसे गृहस्था- 
श्रममें मी भगवग्राप्ति होती है और निजबोधमें ही सारी छुख- 
सम्पत्ति मिल जाती है | ह 

२० ०-जीव और परमात्मा दोनों एक हैं | इस बातको जान लेना 
ही ज्ञान है। वह ऐक्य छामकर परमात्मखुख भोगना सम्पक्‌ विज्ञान है | 

२०१-मैं ही देव हूँ, में ही भक्त हूँ, पूजाकी सामग्री भी मैं 
ही हैं| मैं ही अपनी पूजा करता हूँ। यह अभेद्‌ उपासनाका एक रुप है। 

२०२-सहज अनुकम्पसे प्राणियोंके साथ अन्न, वल्ल, दान, 
मान हत्यादिसे प्रियाचरण करना चाहिये | यही सबका खधरम्म है । 

२०१-पिता खयमेब नारायण हैं | माता प्रत्यक्ष छक्षी हैं । 
ऐसे भावसे जो भजन करता है, वही छुपुत्र है । 

२०४-बहते पानीपर चाहे जितनी लकीरे खीँचो एक मं 
ठकीर न खिँचेगी | वेसे ही सत्वश॒द्धिके बिना आत्मज्ञनकी एक भी 
किरण प्रकट ने होगी | 

२०७-पन्य है नरदेहका मिलना, पन्‍्य है साधुओंका सत्स! 
धन्य हैं वे भक्त जो भगवडक्रिम रंग गये | 

२०६-वैष्णवोंको जो एक जाति मानता है, शाठप्रामकी जा | 
एक पापाण समझता है) सदगुरुको जो एक मलुष्य मानता हैं, 


उसने कुछ न समझा | 


संत-वाणी २९, 


२०७-जो निज पत्ता छोड़कर पराषीनतामें जा फंसा, उसे 
खप्नमें भी सुखकी वार्ता नहीं मिलती । 

२०८-जो धनके छोभमें फैसा हुआ है, उसे कल्पान्तमें भी 
मुक्ति नहीं मिल सकती । जो स्वदा द्री-कामी है, उसे परमार्थ या 
आत्ब्ीध नहीं मिल सकता | 

२०९-जब सूयनारायण प्राची दिशामें आते हैं तब तारे 
अस्त हो जाते हैं | वैसे ही भक्तिके प्रश्ोधकाल्में कामादिकोंकी 
होली हो जाती है | 

२१०-सत्यके समान कोई तप नहीं है, सत्यक्षे समान कोई जप 
नहीं है | सत्यते सद्गप ग्राप्त होता है | सत्यसे साथक निष्पापहोते हैं | 

२११-वर्णो चाहे कोई सबसे श्रेष्ठ क्‍यों न हो वह यदि 
हरिविरणोंसे विमुख है तो उप्तसे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है जो प्रेमसे 
भगवद्भजन करता है | 

२१२-अन्तःशुद्विका मुख्य साधन हरिकीत॑न है | नामके 
समान और कोई साधन है नहीं | 

२१३-मक्त जहाँ रहता है,, वहाँ सभी दिशाएँ सुखमय हो जाती 
हैं | वह जहाँ खड़ा होता है, वहाँ सुखसे महासुख आकर रहता है | 

२१४-अभिमानका सर्वथा स्याग ही त्यागका मुख्य लक्षण है | 

२१५-सम्र्ण अभिमानको त्याग कर ग्रभुकी शरणमें जानेसे 
तुम जन्म-मरणादिके इन्द्रोंसे तर जाओगे । 

२१६-जो हृदय है उसको शरण लो । 

२१७-प्रमुकी ग्राप्तिमं सबसे बड़ा बाधक है अभिमान | 


३० संत-बाणी 

२१८-अभुकी शरणमें जानेते प्रभुका सारा बढ ग्रह 
जाता है, सारा भवभय भाग जाता है | कलिकार कॉपने काता। 

२१९-समर्णका सर उपाय है नामस्मरण । नामसए/ 
पाप महा होते हैं | 

२२ ०-सकाम नामस्रण करनेसे बह वास जो इच्छा । 
वह पूरी कर देता है | निषकाम ताम-हरण करनेसे वह न 
पापकों भष्म कर देता है । 

२२१-मनके श्रीक्ृष्णापंणर होनेसे भक्ति उछसित होती है 

२२२--अष्ट महासिद्वियाँ मक़के चरणोंमें छोथ कहती हैं 
वह उनकी ओर देखतातक नहीं । 

२२३-जित भक्तकों प्रभुकी भक्ति प्रात्त हो जाती है, उसके 
सभी व्यापार भग्वदाकार हो जाते हैं | 

२२४-मत्त बितत ओर रहता है, वह दिशा श्रीक्षणण कत जाती है; 
वह जब भोजन करने बेढता है तब उसके ढिये हरि ही पटरस हो 
जाते हैं। उसे जल पिलानेके लिये प्रभु ही जठ बन जाते है । 

२२०-जब भक्त पैदल चढता है तो शान्ति पृद-पदपर 
उसके लिये पृदु पदासन बिछाती और उसकी आती उतारती है । 

२२६-इम-दम आओज्ञाकारी, सेवक होकर भत्ते दाग 
हाथ जोड़े खड़े रहते हैं | ऋद्धि-सिद्ठि दासी बनकर वदम की 
करती हैं । विवेक दहलुआ पदा हाजिर ही छत है । 

२२७-अकके प्रयेक शब्दसे प्रमुकी ही वार्ता उत्ती है 
और ओता छुतकर ठललीन हो जे हैं | 


संतनझवाणी ३! 


२२८-चारों.मुक्ति मिड्कर भक्तके घर पानी भरती हैं और श्रीके 
साथ श्रीहरि भी उसकी सेवार्मे रहते हैं---औरोंकी बात ही क्या है ? 

२२०-भक्त भगबानकी आत्मा है, वह भगवानक्का जीवन है, 
प्राण है | 

२३०-प्रभु पूर्णत : भक्तके अंदर हैं और भक्त पूर्णत ; 
भगवानके अंदर है | 

२३१-साधनोंमे मुख्य साधन श्रीहरिकी भक्ति ही है | 
भक्तिमें भी नामक्रीतन विशेष है | नामसे चित्त-शुद्धि होती है--- 
साधकोंको खरूप-थिति ग्राप्त होती है | 

२३२-नाम-जैसा और कोई साधन नहीं है | नामसे भव- 
वन्‍्धन कट जाते हैं । 

२३३-मनने सबको बाँध रखा है। मनको बॉँधना आसान नहीं | 
मनने देवताओंको परत कर डाला | वह इन्द्रियोंको क्या समझना है ? 

२३४-मनकी मार बड़ी जबरदस्त है। मनके सामने कौन 
ठहर सकता है ? 


२३७-हीरेसे हीरा काठ जाता है वेंसे ही मनसे मन पकड़ा 
जाता है, पर यह भी तब होता है जब पूर्ण श्रीहरिक्षपा होती है | 

२३६-मन ही मनका बोधक, मन ही मनका साधक, मन 
ही मनका बाधक और मन ही मनका घातक है | 

२३७-अशज्योग, वेदाष्ययन, सत्यवचन तथा अन्य जो-जो 
साधन हैं उन साधनेंसे जो कुछ मिलता है वह सब भगवद्मजनसे 


प्राप्त होता है | 


हर संत-वा्णी 


२३८-निरपेक्ष ही पीर होता है | वैय॑ उसके चरण हू 
| जो अधीर है उसमें निरपेक्षता नहीं होती । 
२३९-क्रोठि-क्रोटि जन्मोंके अनुभवके बाद निरपेक्षता आ 
| निरपेक्षतासे बढ़कर ओर कोई साधन है नहीं | 
२४०-एकान्त भक्तिका रक्षण यह है कि भगवान्‌ ओ 
क़क्रा एकान्त होता है | भक्त भगवानूमें मिढ्व जाता है औ 
वान्‌ भक्तमें मिल जाते हैं | | 
२४ १-जिम्तकी भेदबुद्ठि नहीं रही, जिसे समलका बोध हो गय 
पक्की सत्र भगखत्खहूपके अनुभवका परमानन्द प्राप्त होता है । 
२०२-जो सदा समभावें एकांग्र रहते हैं, प्रभुके भजनमें ही 
र रहते हैं वे प्रकतिके पार पहुँचकर ग्रभुके खरूपको प्राप्त होते हैं। 
२४३-जिसके हृदयमें विषयसे त्िरक्ति हो, अमेदमावत्े 
रिचाणोंमे मक्ति हो, भजनमे अनन्य ग्रीति हो उप्तके ख़र्य॑ 
रि ही आज्षकारक हैं । 
२०४-जो शिक्षोदरभोगमें ही आसक्त हैं, जो अवर्ममे रत 
से विषयासक्तोंकी असाधु समझो | उसका संग मत करों। 
पर, बाचा, मनसा उसका व्याग कर दो | 
२४७-जी बड़ा भारी विस्क्त बनता है पर हृदयमें अवर्मकामसत 
- है, कामवश द्वेष करता है वह भी निश्चित दुःसक्ष है । 
२९६-जो बड़ा साखिक बनता है पर हृदयमें संतोंके दप 
[ है बह अतिदुष दुःसड़ है। 
२४७-पर सबसे मुख्य दुःसज़ अपना ही काम है. आती , 


के 
८ संत-वाणी 

२०४-संतोंने मर्मम्षी बात खोलकर बता दी है--हाः 
झाँक्ष-मजीरा छे छो और नाचों। समाषिके सुखको मी इसपर न्यौछा 
कर दो । ऐसा ब्रह्मसस इस नाम-संकीर्तनमें भरा हुआ है | 

२००-यह समझ छो कि चारों मुक्तियाँ हरिदासोंकी दाियाँ हैं 

२०६-सदा-सर्वदा नाम-संकीतंन और हृरिकिया गान होने 
चित्तमें अखण्ड आनन्द बना रहता है | सम्पूर्ण सुख और श्रृज्ञ 
इसीमें मैंने पा लिया ओर अब ' आनन्दमें झूम रहा हूँ | अब कह 
कोई कमी ही नहीं रही । इसी देहमें विदेहका आनन्द ले रहा हूँ 

२५७-नामका अखएण्ड प्रेम्न-प्रवाह चला है। राम-कृष्ण 
नारायण-माम अखण्डजीवन है, कहींसे भी खण्डित होनेवाल् नहीं | 

२५८-वह कुल पवित्र है, वह देश पावन है जहाँ हरिके 
दास जन्म हेते हैं 

२७०९-बाल-बच्चोंके लिये जमीन-जायदाद रख जानेवाले 
माँ-बाप क्या कम हैं ? दुर्लभ हैं वे ही जो अपनी सन्ततिके डिये 
भगवद्भधक्तिकी सम्पत्ति छोड़ जाते हैं | 

२६०-भंगवान्‌की यह पहचान है कि जिसके घर आते हैं 
उसको घोर विपत्तिगे मी सुख-सौमाग्य दिखायी देता है | 

२६१-मातंसे बच्चेकी यह नहीं कहना पड़ता कि तुम 
मुझे सँभालो | माता तो खभावसे ही उसे अपनी अतीसे लगाये 
रहती है | इसलिये मैं मी सोच-बिचार क्यों करूं ! जिसके सिर 


* जो भार है वही सँभाले | 
२६२-बिवा माँगे ही माँ बच्चेकों खिलती है और बचा 


संत-वाणी ह ३५ 


जितना भी खाय खिलानेसे माता कभी नहीं अधाती। खेल 
खेलनेमे बच्चा भूला रहे तो भी माता उसे नहीं भुठाती, बखस 
पकड़कर उसे छातीसे चिपटा लेती और स्तनपान कराती है | बन्चेकों 
* कोई पीड़ा हो तो माता भाड़की लाईके समान बिकछ हो उत्ती है । 

२६३-प्रभुका स्नेह माताके स्नेहसे भी बढ़कर है फिर सोच- 
विचार क्यों करूँ ? जिसके सिर जो भार है वही जाने | 

२६४-बच्चेकी उठाकर छातीसे छगा लेना ही माताका सबसे 
बड़ा सुख है । माता उसके हाथमें गुड़िया देती और उसके कौतुक 
देख अपने जीको ठंढा करती है | उसे आभूषण पहनाती और 
उसकी शोभा देख परमग्रसन्न होती है | उसे अपनी गोदमें उठा 
लेती और ठकटकी ढगाये उसका मुँह निहारती है । माता बच्चेका 
रोना सह नहीं सकती । 

२६७-मातृस्तनमें मुँह छगाते ही माताके दूध भर आता है | 
माँ-बच्चे दोनों ही छाड़ छड़ाते हुए एक दूसरेकी ₹चछा पूरी करते हैं | 
पर सारा भार है माताके सिर । 

२६६-माताके चित्तमें बाडक ही भरा रहता है । उसे अपनी 
देहकी सुध नहीं रहती | बच्चेकी जहाँ उसने उठा लिया वहीं 
सारी थकाबट उसकी दूर हो जाती है । . 

२६७-बच्चेकी अटपटी बातें माताकों अच्छी लगती हैं। चट 
उसे वह अपनी छातीसे छा छेती और मुँह चूम लेती है। इसी 
प्रकार भगवानका जो प्रेमी है उसका सभी कुछ भगवानको प्यारा 
लगता है और भगवान्‌ उसकी सब मनःकामनाएँ पूर्ण करते हैं । 


३६. संत-वाणी 
२६८-गाय जंगलमें चरने जाती है पर चित्त उसका गेंठमं 
पे बछड़ेपर ही रहता है । मेया मेरी ! मुझे भी ऐसा ही बना ले) 
'पने चरणोंमें गाँव देकर रख ले। ह 
२६९-संसार, सच कहिये तो, दुःखोंका घर है | जन्म-मरणके 
शदुःखोंके बीचमें धृमनेवाले इस संसारमें जो भी आया वह 
:खोंका मेहमान हुआ | 
२७०-संसार दुःखरूप है, यही तो शात्षका सिद्धान्त है 
र यही जीवमात्रका अन्तिम अनुभव है । 
२७१-भगवत्संकल्पके अनुसार ही सृश्टिके सब व्यापार हुआ 
ते हैं । सामान्य जीव सांसारिक दुःखोंकी चक्कीमें पीस दिये जाते 
पर वे ही दुःख भाग्यवान्‌ पुरुषोके उद्धारका कारण बनते हैं । 
२७२-सचचा प्रेम कभी मरता नहीं।काल भी उसे मार नहीं सकता। 
२७३-प्रेम तो निष्काम-निर्षिषय ही द्वोता है और उसका 
पमात्र भाजन परमात्मा है । ऐसा प्रेम मक्तोंके ही भाग्यमें होता है | 
२७४-भक्तोर्मिं सचाई होती है । वैराग्यके अज्ञनसे जब 
जे ख़ुल जाती हैं तत्र नश्वर संसारके मेद-मावोमें बँटे हुए प्रेमको 
५६ जगह बटोरकर वे एक परमात्माकों ही अर्पण कर देते है | 
( ग्रमाशतकी थारा मशवावत्रे सम्भुब दी प्रद्षित होने ठगी दे । 
२७०-सबके परम घुहृदू शर४ जो कुछ करते है उसीमे 
पर परम हित है । 
२७६-भंगवान्‌ मको 
पेंसे अछग रखते हैं | 


गृहप्रपश्न॒ करने ही नहीं देते | तब 


संत-चाणी ३७ 


च् 


२७७-बहुत मारा-मारा फिरा | छुट गया | तड़पते ही दिन 
बीत रहे हैं | है दीनानाथ ! संसार अपना विरद रखो | 
२७८--नि:सार है यह संसार, यहाँ सार केवल भगवान्‌ दैं। 
२७९-संसार काठ्ग्रत्त, नश्वर और दुःखरूप है | इसका 
सारा घटाटोप व्यर्थ है. | भगवान्‌ मिलें तो ही जन्म सफछ है | 
२८०-यह सब नाशवान्‌ है, गोपालको स्मरण करावद्दी हित है | 
२८१-पुख देखिये तो राई-बराबर है और दु:ख पर्वतके बराबर | 
२८२-यह संसार दुःखसे दँधा है, इसमें सुखका विचार तो 
कहीं भी नहीं है । 
२८३-देह नाशवान्‌ है । देह मृत्युकी धोंकनी है | संसार 
केवल दुःखरूप है | सब भाई-बन्धु सुखके साथी हैं । 
२८४-संसार मिथ्या है--यह ज्ञात हुआ और आँखें खुली | 
दुःखसे आँखें खुलती हैं. तब दुःख ही अनुग्रह जान पड़ता है । 
२८०-खठमछ्मरी खाठपर मीठी नींदका लगना जैसे असम्भव 
है बैसे ही अनित्य संसारके भरोसे सुख मिलना भी असम्भव है | 
२८६-जैराग्य परमार्थकी नींव है । 
२८७-विरक्तिके बिना ज्ञान नहीं ठहर सकता । देहसहित 
सम्पूर्ण इश्यमान संसारके नश्वस्वरकी मुद्रा जबतक चित्तपर अक्वित 
नहीं हो जाती तबतक वहाँ ज्ञान नहीं ठहर सकता । 
२८८-यह समस्त संसार अनित्य है, इस अनित्यताको जहाँ 
जान छिया तहाँ वैराग्य हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है । ऐसा दृतर 
व्ैराग्य उत्पन्न होना ही तो भगवान्‌की दया है | 


संत-वाणी 


हि 
( 


लाभ हो | कर 
२९०-भगवान्‌ जिसपर अनुग्रह करना चाहते हैं, उसे ६ 
पहले वैराग्य-दान करते हैं | 

२९१-जित्तसे जबतक ग्रपन्न विल्कुल उतर नहीं जाता तब- 
तक परमार्थ नहीं सूझता, नहीं भाता, नहीं ठहरता | मनोभूमि जब 
वैराग्यसे शुद्ध हो जाती है तब उसमें बोया हुआ ज्ञानबीज अड्डरित 
होता है | । ह 
२०२-सतत सत्सड्, सत्‌-शाब्रका अध्ययन, गुह-कृपा ओर 
आत्मारामकी मेंट-यही वह क्रम है जिससे जीव संतारके कोल- 
हल्से मुक्त होता है | ' 

२९ ३-प्रार्थवश जिस जातिमें हम पैदा हुए उसी जातिमें 
रहकर तथा उसी जातिके कम करते हुए प्रेमसे नारायणका भजन 
करें और तर जायें इतना ही अपना कर्तव्य है | 

२९४--भगवान्‌का भजन ही जीवनका सुफल है | 

२९०-सुगम मार्गसे चछो ओर मुखसे राम-क्ृष्ण-हरि नाम 
हेते चलो | वैकुण्ठक्का यही अच्छा और समीपका रास्ता है | 
२९६-जिस सटे भगवठोम उदय होता है वही सन सह है 
बाकी तो नरकनिवास है । 
९७-संतोंके द्वारपर श्रानं होकर पड़े रहना भी बड़ 
माम्य है; क्योंकि वहाँ प्रसाद मिछता हैं और भवानी 


गुणगान छुननेमें, आता है । 


संत-बाणी ३० 


२९८-क्रीतनका अधिकार सबको है, इसमें वर्ण या आध्रम- 
का भेद-भाव नहीं | 

२९९-कीतनसे शरीर हरिरूप हो जाता है | प्रमड्से 
नाचो-डोछो | इससे देहभाव मिट जायगा | 

३००-हरिकीर्तनमे भगवान्‌, भक्त और नामका ब्रिवेणी- 
सड़म होता है | 

३०१-प्रेमी भक्त प्रेमसे जहाँ हरि-गुण-गान करते हैं भगवान्‌ 
तो वहाँ रहते ही हैं । 

२०२-कीतनसे संसारका दुःख दूर होता है | कीर्तन 
पंसारके चारों ओर आनन्‍्दकी प्राचीर खड़ी कर देता है और सा 
संसार महासुखसे भर जाता है | कीतनसे विश्व. धवलित 
बैकुए5 प्रथ्वीपर आता है | 

३०३-भगानके वचन हैं--मेरे भक्त जहाँ प्रेम मेश 
नामसड्जीरन करते हैं कहाँ तो मैं रहता ही हूँ--.ं और कही न 
मिह् तो मुझे वहीं ढूँढ़ो | 

३०४-तेरा कीर्तन छोड़ में और कोई काम न कहूँगा | 
लजा छोड़कर तेरे रंगमे नाचूगा । 

३००-कीतनका विक्रय महान्‌ मूखता है | 

३०६-वाणी ऐसी निकले कि हरिकी मूर्ति और हरिका 
प्रेम चित्त बैठ जाय | वराग्यके साधन बतावे, भक्ति और प्रेम 
सिवा अन्य व्यथकी बातें कथामें न कहे । 

३०७-कीर्तन करते हुए हृदय खोड़कर कीतन करे, कुछ 


हैता और 


80 संत-बाणी 


छिपाकर, चुराकर न रक्खे | कीर्तन करने खड़े होकर जो कोई 
अपनी देह चुरावेगा उसके बराऋर मूल और कौन हो सकता हैं ! 

३०८-खाँगसे हृदय नारायण नहीं ठगे जाते | निर्मह 
भाव ही साधन-बनका वसन्त है | 

३ ०९-भगवान्‌ भावुकोक्ि हाथपर दिखायी देते हैं, पर जो 
अपनेको बुद्धिमान्‌ मानते हैं वह मर जाते हैं तो भी भगवानका 
पता नहीं पाते । 

३१०-ब्ञानके नेत्र खुलनेसे ग्रन्थ समझमें आता है, उसका 
रहस्य खुलता है, पर भावके बिना ज्ञान अपना नहीं होता | 

३१ १-भावके नेत्र जहाँ खुले वहीं सारा विश्व कुछ निराला 
ही दिखायी देने लगता है | 

३१ २-भगवानूसे मिलन होनेके लिये भाव ही आकयक है | 

३११-चित्त यदि भगवब्चिन्तनमें रंग जाय तो वह चित्त ही 
चतन्य हो जाता है, पर चित्त शुद्धभावसे रंग जाय तब । 

११४-जैसा भाव वैसा फछ | मगवानके सामने और कोई 


बल नहीं चढछता । 
३१५-पत्थरकी ही सीढ़ी और पत्थरकी ही देव-प्तिमा, 


प्स्न्तु 

ही भावान्‌ हैं | 
8१६-ग्ठा जल नहीं है, बड़-पीपल वृक्ष नहीं है, तुलसी 

और रुद्राक्ष माला नहीं है, ये सब मगवानके श्रेष्ट शरीर हैं | 
३१७-भव न हो तो साधनका कोई बिशेष मूल्य नहीं 


एकपर हम पैर रखते हैं और दूसरेकी पूजा करते हैं| भाव * 


संत-वाणी 8१ 


३१८-तीर्थकों जो जल समझता है, प्रतिमामें जो पत्थर 
देखता है, संतोंको जो मनुष्य समझता है उसके समान मूर्ख कौन है ! 

३१९-भूतमात्रमे जब हरिके दर्शन होने छगगते हैं तभी. 
निष्काम और सच्ची भूतसेवा बन पड़ती है | 

३२०-यदि तुम भगवानकी चाहते हो तो भावसे उनके गीतः 
गाओ | दूसरेके गृण-दोष न हुनो, मनमें भी न छाओ | पंतके 
चरणोंकी सेवा करो सबके साथ विनम्र रहो और थोड़ा-बहुत 
जो कुछ बन पड़े उपकार करो | यह सुढुम उपाय है | 

३२१-पर-उपकारसे उन्हीं हरिकी ही सेवा बनती है। 
भूतोंका उपकार ही भूताममाका पूजन-अर्चन है । 

३२२-हृदयका भाव मगवान्‌ जानते हैं,उन्हें जनाना नहीं पड़ता। 

३२३-छोटे-बढ़े सबका शरीर नारायणका ही शरीर है । 

३२४-चित्तमें मावावकों बैठाया कि परदव्य और पर- 
नारी विषवत्‌ हो गये | 

३२५-निलेज नामस्मरण' ही मेरा सार धन है और 
यही मेरा सम्पूण साधन है । 

३२६-मेरा चित्त, वित्त, पुण्य, पुरुषार्थ सब कुछ श्रीहरि हैं | 

३२७-मेरे माँ-बाप, भाई-बहन सब्र हरि ही हैं। हरिको 
छोड़ ठुल-गोत्रसे मुझे कया काम ? हरि ही मेरे सर्वेत्ष हैं। 
उनके सिवा अज्याण्डमें मेरा और कोई नहीं । 

३२८-संस्तारमें मटकते-मटकते मैं थक गया । नाम! से 
काया शीतल हुई | 


खंत-वाणी 


हि २९-राम-क्ृष्ण-हरिका कीत॑व करो, छुजान हो, अजाव 
हो, जो हो, हरि-कथा कहो | में शपथ करके कहता हूँ कि झसे 
तर जाओगे | हा 
३३०-निराश मत हो, यह मत कहो कि हम पतित है। 
हमारा उद्धार क्या होगा ! और कहीं मत देखो, ्रीहरिका गीत 
, गाओ । प्रभुके चरण पकड़ छो; उनके नामका आश्रय न छोड़ो | 
३३१-हरि-कथा सुखकी समाधि है । 
३३२--राम, कृष्ण, हरि, नारायण--वस, “इससे बढ़कर और 


प्र 
विद 


चुका... 695 
५ (44 
ध्यी 


३३३-बासनाका मूछ काटे बिना यह कोई न कहे कि 


मेरा उद्धार दो गया. ।. 
३३४-अमृतका, बीज, आक्षतत्नका साए गुह्यका भी 


गुह्य रहस्य श्रीराम-नाम हैं... 
३३५-लोम, मोह, आशा, दृण्णा, 

रहचक्कर हो जाते हैं | 
३३६-्रेमियोंका! 

पाश हैं | इस फंदेसे अपना गला छुड़ाओ | 

ज्ञानी बननेवालेके फेरमें मत पड़ो। कारण, निर्दीः 

वे भगवानसे बिछुड़े रहते हैं | 

करो । 


माया सब हरि-युण-गानपे 


सह करो । धन-लोभादि मायाके भीहे- 


5५० कक 
अहंकार; बाद-विवादमें अठककर 
३३८-साधुओंका सन्ल करो | संत-सह्से प्रेम-सुख छभ 
-साधककी अवस्था उदास रहनी चाहिये | उदास 

जिसे अं हर कोई उपाधि न हो,' जिसकी 


संत-ठाणी धेे 


जिह्म छोछुप न हो, भोजन ओर निद्रा नियमित हे 
फिसलनेवाला न हो | 

३४०-शकान्तमें या लोकान्तमें प्राणोंपर बीत आचे तो ॥| 
विषयवासना और उसके उद्दीपनोंसे दूर रहे । 

२३४१-सजनोंका सद्न्‍, तामका उच्चारण और दार्ननका 
धोष अहर्निश किया करे | इस प्रकार हरि-भजनमें रमे | 

३४२-सदाचारमे दीला रहकर भगदूक्तेंके मेढेम कर 
केवल भजन करे तो वह भजन कुछ भी काम नहीं देगा । वैसे ही का 
: सदाचारमें पक्का है पर भजन नहीं करता तो वह भी अधूरा ही है | 


३४३-सदाचारसे रहे और हरिकों भजे, उत्तीकों गुरुक़पसे 
ज्ञन लाभ होगा | 


वर्ग) 


३४४-एकान्तवास, गद्नास्नान, देवपूजन, तुलुसी-परिक्रमा 
नियमपूर्वक करते हुए हरिचिन्तनमें समय व्यतीत करे | 
.. ३४७-देह मगवानूकों अर्पण करे । परमार्थ छाभ ही महा 
धन है, यह जानकर भगवानके चरण प्राप्त करे | 

३४६-निन्दा और वाद सबंथा त्याग दे | 


३४७-कल्ियुगमे कीतन करो, इसीसे नारायण दर्शन के | 

१४८-जिस घरके द्वारपर तुल्सीका पेड़ न हो उस घरों 
समशान समझे | । 

१४९-परनारी माताके समान जाने । परंधन और पररतिन्दा 

तजे | राम-नामका चिन्तन करे । संतवचनोंपर विश्वास रखे | 


सच बोले । इन्हीं साधनोंसे मगवान्‌ मिलते हैं और प्रयास कंरनेक्ली 
आवश्यकता नहीं । 


दे न ; 
ह संत-वाणी 


.._ ३५०-मख्तक नीचा को, संतोंके चरणोंमें ढुगो | औरेंके गुण- 
दोष न छुनो। न मनमें छाओ | शत़तिमरं उपकार भी किये. 
चलो | यह सुलभ उपाय है। | 

२५१ -जहाँ कोई आशा न रही वहीं भगवान्‌ रहते हैं। 
आशाको जड़से उखाड़कर फेक दे | 

2०२-चित्त शुद्ध करके भावसे भगवान्‌का गीत गाओ। 

9०३-लोगेंक्ि लिये, लोग अच्छा कहें इसलिये परमार्थ करा 
चाहते हो तो मत करो | भगवान्‌को चाहते हो तो भगवानूको भजो | 

३०५४-मगवान्‌की ढगन हो तो देहमावकों झत्य करके. 
भगवानकों भजों । ह 

३५०-प्रभु जिसके लिये जो मार्ग ठीक है वह दिखा देता 
है | वह बड़ा दयाहु है । ही 

३५६-नेत्रोंसे साँवरे ययारेकों देख | देख उन्हें 
शास्र, चारों वेद और अगरहों पुराण एकीमूत हैं । एक क्षण 
दुःसज्ज न कर । विष्युसहल्ञनाम जया कर । 

३०५७-अपना हृदय श्रीहरिको दे डले | चित्त हरिको देनेसे 
वह नवनीतके समान गढू होता है! 

३०८-मभाव-शुद्धि होनेपर हृदय 
प्रकट हो जाती है । 

१०९-श्रीहरिके से 

एय उपासना है । इस सगुण-साक्षात्कारका 

रण और सगुण-साक्षत्कारके अन्तर 


; जिनमें छहों 
भी 


में जो श्रीहरि हैं उनकी पूर्ति 


मुणरूपकी भक्ति करना ही जीवोंके ह्यि 
रका मुख्य साधन है हरिताम- 
भी नाम-स्मरण द्वी आश्रय है 


है 


संत्त-बाणी 


24 
३६०-नाम-स्मरणसे ही हरिको प्राप्त करो और हरिकि प्राप्त हमिया 
मी नाम-स्मरण ही करो। बीज और फल दोनों एक हरि-नाम की £ | 
३६१-सारा प्रपश्च प्रार्यके सिर पठकों और थरष्ठाग्त्रों 
ढूँढनेमें छगो । 
३६२-सच्चा पण्डित वही है जो नित्य हरिकों भजता है औः 
यह देखता है कि सव चराचर जगतमें श्रीहर ही रम रहे हैं । 
३६३-वबेदोंका अर्थ, शाल्रोंका प्रमेथ और पुणगेका 
सिद्धान्त एक ही है और वह यही है कि सर्वतोभावसे परमात्माकी 
शरणमें जाओ और निष्ठापृवंक उत्तीका नाम गाओ | सब शा्ोकि 
बिचारका अन्तिम निर्धार यही है | 
३६४-उस बड़प्पनमें आग ढगे जिसमें भगवद्गक्ति नहीं | 
३६५-मूछका सिद्चन करनेसे उसकी तरी समस्त वृक्षमें पहुँची 
है | प्थकके फेर्में मत पड़ो । जो सार बस्तु है उसे पकड़े रहो। 
३६६-पतिब्रताके लिये जेंसे पति ही प्रमाण है, वैसे ही 
हमारे लिये नारायण हैं । 
३६७-बीज मूँजकर छाई बना डाढी, अब जन्म-परण 
कहाँ रहा : 
३६८-राम हृदयमें हैं, पर भ्रान्त जीव बाह्य विषयोंपर लुब्ध 
होते हैं ! 
३६९-अपनी कोई खतन्त्र इष्छा न रखकर भग्वानकी 
इच्छाके अनुकूछ हो जाय | माछी जलको जिधर ले जाता है, जल 
उधर ही शान्तिके साथ जाता है | वैसे ही तुम बनो । 


टू 
पद संत-वार्णी्‌ 


हक -अंगारोंकी सेजपर छुखकी नींद ? इस दुःखभमरे जगतूमें 

छुखकी खोज ? ' 

३७१-संसारमें काका कलेवा बनकर कौन छुखी हुआ है 

३७२-चाहे कोई कितना ही दिमाग खर्च करे, वह चीनीको 
फिससे ऊख नहीं बना सकता | ठीक इसी प्रकार, भगवानूको पाका 
कोई जन्‍्म-मृलुके चक्करमें नहीं पड़ सकता |. 

३७३--यह जीवात्मा आप ही अपना तारक, आप ही अपना: 
मारक है | आप ही अपना उद्धारक है। रे नित्य मुक्त थामा | 
जरा सोच तो सही कि व्‌ कहाँ अट्का हुआ है । 

३७९-व्यक्त और अव्यक्त निःसंशय तुम्हीं एक हो । मफिसे 
व्यक्त और योगसे अव्यक्त मिलते हो । 

३७७-जो कोई जैसा ध्यान करता है, दयाढ़ भगवान्‌ वैसे 
बन जाते हैं । 
३७६-यदि मैं स्तुति करूँ तो वेदोंसे भी जो काम नहीं बना 
बह में कर सकता हैँ । परत्तु क्या किया जाय रसनाको तो दूसरे ही 
बुखका चसका ढग गया है ! 

३७७-अपने हिस्‍्सेमें जो काम आया वही करता 
मेरा तेरे ही अंदर रहे | शरीर शरीरका धर्मपालन करता है पर 


हूँ पर भाव 


. भीतरकी बात रे मन ! व्‌ मत भूछ | 
३७८-कहीं किसी औरका प्रयोजन नहीं । संत जगह मेरे 
हिये तू-ही-त्‌ है | तने पर मन तेरे चरणोंपर रखे हैं | 


बाणी भें 
अब है भगवन्‌ ! और कुछ बचा नहीं दीखता | 


संवबाणी | ४2७ 


३७९-आत्मवोधके लिये वेसी छट्पटाहट हो, जैसे जे 
बिना मछली छठ्पटाती है | 
३८०-चौपड़के खेलमें गोटीका मरना और जीना जैसा है 
ज्ञनीकी दृश्टिमे जीबोंका बन्ध-मोक्ष भी वैसा ही हैं. | 
३८१-मुखमे अखण्ड नारायण-नाम ही मुक्तिके ऊपरी 
भक्ति जानो | 
२८२-हरीर न बुरा है, न अच्छा है, इसे जल्दी हरि- 
भजनमें छगाओ | 
३८३-श्रीरामनामके बिना जो मुख है वह केवल चर्मकुण्ड 
है । भीतर जो जिह्ा है वह चमड़ेका टुकड़ा है | 
३८४-एक श्रीहरिकी ही महिमा गाया करे, मनुष्यके गीत 
न गाये | 
३८५-चिन्तनके लिये कोई समय नहीं ढगता, उसके लिये 
कुछ मूल्य नहीं देना पड़ता, सब समय ही 'राम-कृष्ण-हरि-गोविन्दः 
नाम जिह्वापर बना रहे | यही एक सत्य-सार है-बव्युत्पत्तिका मार 
केवल व्यथ है | 
३८६-कथा-कीर्तन करके जो द्रव्य देते या लेते हैं, वे दोनों 
' ही भूले हुए हैं । 
३८७-जबतक जीवन है तबतक नाम-स्मरण करे, गीता-भागवत 
श्रवण करे और हरिहर-पूर्तिका ध्यान करे | 
३८८-कर्माकर्मके फेरमें मत पड़ो । में भीतरी बात बतलाता 
हूँ, छुनों । श्रीरामका नाम अह्हासंके साथ उचारो | 


3८ संत-वाणी 


३८९-कामवासनाके अधीन जिसका जीवन होता है, उप्त 
अधमको देखनेसे भी असगुन होता है | 

३९०-विषय-तृष्णाके जो अधीन होता है, उसीके रुखपर 
नाचता है, वह मदारीका बंदर-जैसा है | 

३९ १-हरि-हरमें भेद नहीं है, झूठमूठ5 बहस मत करो | दोनों 
एक-दूसरेके हृदयमें हैं, जेसे मितास चीनीमें और चीनी मिठसमें | 

३९२-मभगवान्‌ आगे-पीछे खड़े संस्तारका सब्डूंट निवारण 
करते हैं । 

३९३-दो ही अक्षरका काम | उचारो श्रीराम-नाम | 

३९४-भौंरा चाहे जैसे कठिन काठको मौजके साथ भेद कर 
उसे खोखला कर देता है, परन्तु कोमल करछीमें आकर फेस ही जाता 
है । बह प्राणोंका उत्सर्ग कर देगा, पर कमलदछको नहीं चीरेगा | 
स्नेह कोमल होनेसे ऐसा कठिन है | 

३९७५-बच्चा जब बापका पल्‍ला पकड़ लेता है तब बाप वहीं 
खड़ा रह जाता है इसलिये नहीं कि बाप इतना दुबंढ है. वल्कि इस 
कारणसे कि वह स्नेहमें फैँसकर वहीं गढ़ जाता है | श्रीतिकी यही 
निराली रीति है | 

२९६-जो ओ्रीहरिको प्रिय न हो, वह ज्ञान भी झूठा है. और 
बह ध्यान भी झूठा है । 

३९७-मगवन्‌ ! मेरा मन अपने अधीन करके बिना दाम 
दिये खामित्न क्यों नहीं भोगते ! 

2९८-बड़ेका छड़का यदि दीन-दुखी दिखायी दे ता हैँ 


संत-वाणी ४९, 


भगवन्‌ ! छोग किसको हँसेंगे ? लड़का चाहे गुणी न हो, सच्छतासे 
रहना भी न जानता हो तो भी उसका लाठन-पाठन तो करनाः ही 
होगा | वैत्ता ही मैं भी एक पतित हूँ, पर आपका मुद्राह्वित हूँ । 

३९९-संतका ठक्षण कया है ? प्राणिमात्रपर दया | 

४ ००-भगवान्‌ भक्तके उपकार मानते हैं, भक्तके ऋणी 
हो जाते हैं | 

४०१-हरिमिक्तोंकी कोई निन्‍दा न करे, गोविन्द उसे सह 
नहीं सकते । भक्तोंके लिये भगवानका हृदय इतना कोमल होता है कि 
वह अपनी निन्‍दा सह लेते हैं, परन्तु मक्तकी निन्‍दा नहीं सह सकते | 

9०२-भक्तके पुकारनेकी देर है, भगवानके परधारनेकी 
नहीं | इसलिये रे मन ! जल्दी कर ! 

४०३--उठते-बैठते भगवानकों पुकार । पुकार सुननेपर 
भगवानूसे फिर नहीं रहा जाता | 

9०४-भंगवान्‌ भक्तके आगे-पीछे उसे सँभाले रहते हैं, | 
उसपर जो कोई आधात होते हैं उनका निवारण करते रहते हैं, 
उसके योगक्षेमका सारा भार खयं वहन करते हैं और हाथ 
पकड़कर उसे रास्ता दिखाते हैं। 

४०५-मभगबानने जिन्हें अज्लीकार किया, थे जो निन्‍्ध भी 
थे, वन्य हो गये । 

9 ० ६-भगवद्धक्तिके बिना जो जीना है, उसमें आग छोे | अन्त: - 
करणमं यदि हरि-प्रेम नहीं समाया तो कुछ, जाति, वर्ण, रूप, विद्या इनका . 
होना किस कामका ? इनसे उल्टे दम्भ ही बढ़ता है | 


से० बा० ४-- 


हु संत-वाणी 


४०७-भगबानको जो पसंद हो वही शुभ है, वही कन्य ह 
और पही उत्तम है । भगवान्‌की मुहर जिसपर छगेगी वही सिक 
दुनियामें चलेगा | 

४०८-हरिशरणागति ही सब शुभाशुभ कमंतरन्धोंसे मुक्त 
होनेका एकमात्र मार्ग है। जो शरणागत हुए वे ही तर गये | 
भगवानूने उन्हें तारा, उन्हें तारते हुए मगवानूने उतके अपराध 
नहीं देखे, उनकी - जाति या कुछका विचार नहीं किया। 
भगवान्‌ केवल भावकी अनन्यता देखते हैं | 

9०९-अनसन्य ग्रेमकी गड्ामें सब शुभाशुभ कम शुभ ही 
हो जाते हैं | 

9१०-सुम्हारे नामने प्रह्मदकी अम्निमें रक्षा की, जले 
रक्षाका, विषको अश्वत बना दिया | इस अनाथके नाथ तुम हो॥ 
यह सुनकर मैं तुम्हारी शरणमें आया हूँ | 

४१ १-मावान्‌ यदि मक्तपर दुःखके पहाड़ ढाह दें, उनकी 

: ऋ-गृहस्थीका सत्यानाश कर डालें तो भक्त भर भी उत्सुकता, 
उमंग और भक्तिपू्वक उतका भजन करेंगे | 

४ १२-जिससे भगवान्‌ मिछें वह छोक-दशिमें हेय-कर्म हो तो 
मी करे, जिससे भगवान्‌ छूट जायें वह शुभ: दीखनेत्रल कम भी 
नकरे। 


४१ ३-भगवद्मात्तिका मुस्य साधन नामस्मरण है । नामस्मरणसे 


असंख्य मक्त तर गये | 
9१४-मभर्तोक्े लिये हे मगवन्‌ ! आपके हृदय बढ़ कद्णा 


संत-वाणी ज५१्‌ 


है, यह बात अब मेरी समझमें आ गयी । हे कोमलहदय हरे | 
आपकी दया अप्तीम है | 

9१५-प्रेममें जो तड़पन, व्यथा, विकल्ता और रुदन आदि 
होते हैं वे सभी रति--प्रगाढ़ प्रीतिके अनुभाव हैं | ग्रेमके आँसू 
वरदान हैं और शोकके आँसू अभिशाप | ह 

४१६-भगवान्‌ कल्पदृक्ष हैं, चिन्तामणि हैं | चित्त जो-जो 
चिन्तन करे उसे पूरा करनेवाले हैं । 

५ १७-जिसे गुरुका अनुग्रह मिला हो, गुरुसेवाके परमानन्दका 
जिसने भोग किया हो, वही उप्तकी माधुरी जान सकता है | 

५१ ८-गुरु-कृपाके ब्रिता कोई साधक कमी कृतकार्य नहीं 
हुआ | श्रीगुरुकी चरण-धूछिमें छोटे ब्रिवा कोई भी कृतकृत्य नहीं' 
हुआ । श्रीगुरु बोल्ते-चाल्ते ब्रह्म हैं | 

9१९-सदूगुरु शिष्पोंके नेत्रोमे ज्ञानाज्न लगाकर उसे 
दृष्टि देते हैं| ऐसे सदूगुरु बड़े भावसे जब मिलें तब अत्यन्त 
नम्रता, बिमल सदूभाव और दढ्ध विश्वासके साथ उनकी शरण लो, 
अपना सम्पूण हेंदय उन्हें अपंण करो, उनके ग्रति अपने चित्तमें 
परम प्रेम धारण करो, उन्हें प्रत्यक्ष परमेश्वर समझो; इससे भक्ति- 
ज्ञानका समुद्र प्राप्तकर कृतकृत्य हो जाओगे | 

9२ ०-महात्मा सिद्धपुरुष ईश्वरके रूप होते हैं | वे केवल 
स्पर्शले, एक कृपाकठक्षत्रे, केबल संकल्पमात्रसे भी श्रद्धासम्पन्न 
साधकको इतार्थ करते हैं | पब्तग्राय पापोंका बोझ ढोनेवाले भ्रष्ट जीवको 
भी अपनी दयासे वे क्षणाधमें पुण्यात्मा बना देते हैं|... - के 


3 संत-बाणी 


४२१-भगवानसे मिलनेक्की ऋूछा करनेबाले मुमुल्ुके ने 
श्रीगुरु ही खोलते हैं | 

४२२-गुर और शिष्यका सम्बन्ध पूर्वज और वंशजके तम्दल 
जैसा ही है | श्रद्धा, नम्रता, शरणागति और आदरमावस्ते शि् 
गुरुका मन मोह ले तो ही उसकी आध्यात्रिक उन्नति हो सकती है | 

१२१२-खांनुभूति ज्ञानकी परम सीमा है | वह खानुभूति ग्रन्योपे 
नहीं ब्राप्त हो सकती, प्रथ्वीपयंटन करनेसे नहीं मिलती | खातुभवक्षों 
यथार्थ रहस्य श्रीगुढ़की कृपाके बिना त्रिकाहमें भी नहीं ज्ञत होगा। 

9२ 9-भगवानकी कृपासे जब ऐसा भाग्योदय हो कि श्रीगुर 
दर्शन दे, तब सर्वान्तःकरणसे श्रीगुरुकी शरण छो, उनके बालक 
बनकर अनन्यभावसे उनकी सेवा करो, इससे तुम धन्य होगे। 

४२५-संत दुर्लभ तो हैं पर अल्म्य नहों। चन्दन महँग 
मिलता है पर मिलता तो है | 

४२६-भाग्यश्रीका जब उदय होना होता है, तभी संत 
मिलते हैं | 

9२७-मुमुश्षुकी गुरु ढूँढ़ना नहीं पड़ता, गुरु ही ऐसे 
विष्योंको, जो झतार्थ होने योग्य हुए हों, ढूँढा करते हैं । 

४२ ८-फलके परिक होते ही तोता बिना बुलगे ही आकर 
उसपर चौंच मारता! है । उसी अकार विश्त नीवकों देखते ही 
दयाकुर गुर दौड़े आते हैं और आत्रहस्त बतलाकर उसे कृतार्थ करते हैं। 


४२९-सब संत सहुरुखरूप ही हैं. तथापि सब ल्ियों 
एक थी 


माताके समान होनेपर भी खान-पान करानेवाली माता 


पक, आन आम 


होती है| वैसे ही सब संत सहुरु-समान होनेपर भी खानुभवामृत- 
पान करानेवाली ईश्वर-नियुक्त समुरु-माता भी एक ही होती है और 
मुपुक्षु शिशु जब भूखे व्याकुड होकर रोने लगता है, तब्र सहुरु 
मातासे एक क्षण रहा नहीं जाता और वह दौड़ी चठी आती और 
शिशुको अम्ृतपान कराती है । 

9३०-गुरु ईश्वर-नियुक्त होते हैं. । गुरु-शिष्यका सम्बन्ध 
अनेक जन्म-जन्मान्तरोंसे चला आता है और यह गुरु निश्चित 
समयपर निश्चित शिष्यको कृतार्थ किया करते हैं 

४३१-मूतदया ही संतोंकी पूँजी है | 

४३२-चाभीको दाहिने धुमा रहे हो सो बायें घुमाओ तो 
ताला खुल जायगा | जिधर जा रहे हो उबर पीठ फेर दो, आगे 
न देख पीछे देखो, बाहरकी ओर आँख ढछगाये हो सो अंदरकी 
ओर लगाओ, प्रवाह छोड़ उद्बमकी ओर मुड़ो तो सचमुच ही तुम 
मुक्त, सुखी, बह्मखरूप होगे । 

४३३१-कौन किसको बाँधता है, कौन किसको छुड़ाता है! 
यह सब सह्डल्पकी माया है । 

9३४-मन सरपट भागनेवाल। घोड़ा है | वैराग्यकी छ्गामसे 
उसकी चाल काबूमें करके उसे वशमें करना होगा। ऐसे दुर्जय 
मनपर जो सवार होगा, वह बलवानोंसे भी वल्वान्‌ है| 

४३५-मनकी एक बात बड़ी अच्छी है। जिस चीजका 
उसे चसका लगता है, उसमें वह लग ही जाता है, इसलिये इसे 
आत्मानुभवक्ता सुख बराबर देते रहना चाहिये | 


शट संत-वाणी 


- 9३६-एक ओरेसे वेरा्यकी धूनी रमाकर चित्तसे विषयों: 
व्याग करना और दूसरी ओरसे हरि-चिन्ततका आनन्द छेना, ६ 
प्रकार वेशग्य और अभ्यास दोनों अन्न-द्बोंकी मारसे मनोदु 
दखल करना होता है | । 

९३१७-ऐसा वैराग्य दृढ़ करना चाहिये कि मन विषयोंसे उः 
जय और दूसरी ओरसे उसे परमायकरा चसका लगाते हुए हर्मिजनां 
समाधि देनी चाहिये | 

५३८-मनसे ही मनको मारता, हरिमिजनमें' लगाकर उन्‍्मद 
करना, हरिखरूपमें मिलकर मनको मनकी तरह रहने ही न देना, 
यही तो मतोजय है | 

४३१९-इस मनकी एक उत्तम गति है | यदि यह कहीं परमार्षमे 
ढंग गया तो चारों मुक्तियोंकों दासियाँ बना छोड़ता है और परहको 
बाँधकर हाथमें छा देता है । इतना बड़ा राम मनके वश 
करनेसे होता है | ' 

9४०-उत्तम गति अथवा अधोगति देनेवाला मन है । मन 
ही सबकी माता है | मनको छोड़कर और कोर खास हेतु नहीं है | 
अतः पहले इसे प्रसन्‍न-निर्मल कर छो | 

: ४४ १-मर्को प्रसन्न करना उसे विषय-प्रवाइसे खींचकर 

दर्मिजनके ढंगरमें बॉधना है | मनकी बड़ी रखवाली कली पढ़ती 
है, यह जहाँ-गहाँ जाय वहाँ-आहाँसे इसे बड़ी सावधानीके साथ खींच 


लेना पढ़ता है | ह 


99२-नित्य जागकर इस मनको सँमालनता पड़ता है। 


संत-बाणी ५५ 


मदोन्‍्मत्त हाथी जेसे अंकुशक्रे बिना नहीं सँभछता, बसे ही यह 
चश्नल मन अखण्ड सावधान रहे बिना ठिकाने नहीं रहता | 
३४४३-एक क्षणमें पचार्सों जगह चक्कर लगा आनेवाले इस 
मनको भगवान्‌ दया करें तो ही रोक सकते हैं । 
४४४-यह मन संप्तारकी बातें ही सोचता रहता है। हे 
भगवन्‌ ! मेरे-तेरे बीच यही एक बड़ी भारी बाघा है। में तो 
भजन-पूजन करता हूँ, पर अंदर मन संसारका ही ध्यान करता रहता 
है | हे नारायण ! आओ, दोड़ आओ, तुम्हीं इस अन्तरमें आकर 
भरे रहो | 
४४०-इस मनके कारण, है भगवन्‌ ! मैं बहुत ही दुखी 
हूँ । क्या मनके इन विकारोंको तुम रोक नहीं सकते ! 
9४६-मेरा मन ऐसा चब्नल है कि एक घड़ी, एक पल भी 
सिर नहीं रहता | अब है नारायण | तुम्हीं मेरी सुधि छो, मुझ 
दीनके पास दौड़े आओ | | 
9४७-इस मनको बहुत रोको, बंद कर खो तो यह खीज 
उठता है, फिर चाहे जिधर भागता है| इसे भजन प्रिय नहीं, 
श्रवण प्रिय नहीं; विषय देखकर उसी ओर भागता है। सोते-जागते 
इसे कब कहाँतक रोका जाय : है हरि ! अब तुम्हीं मेरी रक्षा करो ! 
४४८-देखता यह हूँ कि यह मन तो बेबरस, विषय-लोगी है। 
इस उलझ्नको केसे सुल्झाऊ ? है भगवन्‌ | क्या आप मेरी 
असमथेता नहीं जानते ! 
४४९-आपके बिना इस मनका दूसरा कौन चालक है, 
नारायण | यह तो बताइये ! 


५६ संत-वाणी 


२००-मनका निरोव करता हूँ, पर विकार न नहीं होता 
ये विषयवार बड़े ही दुल्तर हैं। यंदि आप अंदरमें भरे रहते तो * 
निर्विषय होकर तदाकार हो जाता 

२०१-रे मन | यह कह कि मैं 'राम-कृष्ण-हरि! कहँग। 
उल्ठासके साथ हृस्किया सुनूँगा, संतोंके पैर पकड़ेँगा। व्‌ इतना 
जरूर कर कि मैं जब हंग््रिमसे रंगशोलमें नाचूँ, तंब तू भी 
अंदरका मै धोकर तेयार रूं और ताल्पर ताडी बनाता चढ । 

४०२- रे मन ! अब भगवानके चरणोंमें छीन हो जा, इद्ियोंके 
पीछे मत दौड़ ! वहाँ सब सुख एक साथ हैं और वे कमी कह्यान्तमे 
भी नष्ट होनेवाले नहीं | 

9७३-ऐसी विषम अबश्यामे जब मंन और इक्ियाँ एक तक 
हो गयी हैं और दूसरी तरफ मैं हँ--मेरी-उनंकी ऐसी तमनांतनी है 
तब है हरि | आप ही मध्यस्थ होकर इस करुहको मिटाइये, इप्तके 
प्िवा और कोई उपाय नहीं है । 

४५४-मेरे दुर्गृण मुझे जान पड़ते हैं, पर क्या कह ! 
मंनपर बेस नहीं चलता | अब आप ही है नारायण ! बीचमें भी 
जोइये और अपने दयासिन्पुं होनेको सत्य कर दिखाइये । 

,०७-ैं जैसा भी हैँ तम्हारा दापत हूँ । मेरे माँ-बाप ! हर 
उदास न करो | 
२०६-क्या कहोँ अब इस मनको £ यह विषयकी वासना तो 
मनानेसे भी नहीं मानती । ठीक पतनकी ओर 


मंहीं छोड़ती। |; 
हरि | अब दौड़ो, दौड़ो, नहीं तो में अब इंबा । 


लिये जा रही है । हैं 


संत-वाणी ७ 


९५७-और कोई नहीं दिखायी देता जो इस मनको रोक रखे | 
एक घड़ी भी एक स्थानमें नहीं रहता, बन्धन तड़ातड़ तोड़कर 
भागता है | विषयोंके भँवरभरे भवसागरमें कूदा चाहता है | आशा- 
तृष्णा-कल्पना-पापिनी मेरा नाश करनेपर तुली हुई है | हे नारायण ! 
तुम अभी देख ही रहे हो ! 


४०८-परमार्थपथमें धन, छी और मान--तीन बड़ी खाइयोँ 
हैं | पहले तो परमार्थके पथमें चलनेवाले पथिक ही बहुत थोड़े होते 
हैं, फिर जो होते हैं, उनमेंसे कुछ तो पहली पैसेकी खाईमें ही खो जाते 
हैं | इससे जो बचते हैं, वे आगे बढ़ते हैं | इनमेंसे कुछको दूसरी 
खाई ( स्लीकी ) खा जाती है | इससे भी बचकर जो आगे बढ़े, वे 
तीसरी खाई ( मानकी ) में खपते हैं. । इन तीनों खाइयोंको जो 
पार कर जाते हैं, वे ही मगवत्कृपाके पात्र होते हैं, पर ऐसा पुरुष 
विएला ही होता है । 


४०९-विस्क्तके लिये धन गोमांस है | स्पर्श करनेको कौन 
कहे, बह उसकी भोर ताकतातक नहीं | 

४६०-रीछनी गुदगुदाकर प्राण हर छेती है, वैसे ही 
परमार्था पुरुष यह जाने कि कामिनीका सड्ठ नाश करनेवालं है 
और उससे दूर रहे । 

9६१-प्राण जाय तो भी एकान्तमें या छोकान्तमें कभी लियों 
से सम्भाषण न करे | 

2६२-हे नारायण | द्वियोंका सज्ढ न हो | काठ-पत्थर और 
मिट्रीकी भी ख्लीकी मृर्तियाँ सामने न हों । उनकी माया ऐसी है - 


५८ संत-बाणी 


भगवान्‌का स्मरण नहीं होता, मगवान्‌का मजन नहीं होता, उनसे 
पर्चा हुआ मन वरेमें नहीं आता । उनके नेत्रोंके कक्ष और 
हाव-भाव इन्द्रियोंके रास्ते मरणके कारण होते हैं | उनका खवष्य 
केवल दुःखका मूल है | द 
४६३-बैष्णवके लिये परद्ली रक्मिणीमाताके समान है । 
४६४-परधन और परदाराकी इच्छा पामरोंके ही चित्त 


उठा करती है | 

४६०-नाम और मानके पीछे दुनिया तबाह है | 

४६६-परमार्थके साधककों चाहिये कि-लोगोंके फेरमें कभी 
न यड़े । छोग दोमुँहे होते हैं---ऐसा भी कहते हैं, वैसा भी कहते 
हैं | वमनकी तरह जन-सल्नको त्याग दे | जो अपना हित चाहता 
हो, वह जनको त्यागकर हरिमजनका सरह मार्ग आदर और गम 
खीकार करे | 
४६७-है मन ! मायाजाहमें मत फँसो | काठ अब प्रा 
चाहता है | आओ, श्रीहरिकी शरण आओ | 

9६८-इस संसारसे जो रूढठा। उसीने सिद्ध पन्‍थपर कर 


ख़्खा। 
४६९-घर-बाहरकी सब उपाधि दूर करनेके लिये एकान्तवास 


ही सर्वोच्तम उपाय है | 
9७०-केवल एकान्त ही आधी समावि ददै। 


४७१-भोगोका खरूप जान लेनेपर उनमें रस आन बंद 
हो जायगी | वे खरे 


हो जायग . फिर अपने-आप ही उनमें अरुचि 


संत-वाणी ५०, 


ने लगेंगे और ज्यों-ज्यों उनमें अरुचि होगी---उनकी ह5छका नागा 
होगा, स्यो-ही-तयों भगव्माप्तिकी--नित्य पुन्दर और अनन्तकों 
पानेकी तीत्र आकाज्ञ जाग उठेगी | 
9७२-भगवद्मेम जैसे-जैसे बढ़ता है---'कर्ता भगवान्‌ हैं, में 
नहीं, यह जो कुछ है भगवानका है मेरा नहीं; यह भाव जैसे-जैसे 
बल्वान्‌ हो उठ्ता है वेसे-वेसे अहड्ञारकी आँधी भी बंद होती 
जाती है । 


४७३१-अहड्ढार, लोकप्रियता, मान--ये सब लोकैषणाओंके 
बादल उत्कटठ भक्तिका सूर्योदय होते ही गल गये | 

५७४-पापकी मैं गठरी हूँ। दण्ड दो मुझे है नारायण | 
और मेरा मान-अभिमान उतारो | ग्रभो ! मैं न तेरा हुआ न संसार- 
का | दोनोंसे गया | केवछ चोर बना रहा | 

४७०-जन-मान साधकको घरतीपर पटककर उसके परमार्थका 
सत्यानाश करनेवाल है । 

४७६-ठोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, पर मुझसे वह सुनी नहीं 
जाती, जी छठ्पठाया करता है | तुम जिसमें मिलो, हे हरि ! ऐसी 
कोई कला बताओ, मृगजरके पीछे मत लगाओ | अब मेरा हित 
करो, इस जछ्ती हुई आगसे विकालो | 

9७७-संतचरणोंकी रज जहाँ पड़ती है, वहाँ वासना-बीज 
सहज ही जल जाता है | तब राम-नाममें रुचि होती है। और 
घड़ी-घड़ी सुख बढ़ने लगता है | कण्ठ प्रेमसे गह्दद होता, नयनोंसे 
नीर बहता और हृदयमें नाम-रूप प्रकट होता है, यह बड़ा ही सुलभ- 
सुन्दर साधन है, पर पू्व-पुण्यसे यह ग्राप्त होता है । 


हि संत-बाणी 


.9७८-काय, वचन, मनते में हरिदासोंका दास हूँ । 

9७०-संत-मिलनकी बड़ी इच्छा थी, बड़े मायसे वह मि 
हुआ । इससे सब परिश्रम सफल हो गया | 

५ ८०-हरिमिक्त मेरे प्यारे खजन हैं | उतके चरण मैं अपर 
हृदयपर परूँगा | कण्ठमें जिनके तुलसीकी माला है, जो नामके 
धारंक हैं वे मेरे भव-नदीके तारक हैं | आरसकक्रे साथ हो, दम्पे 
हो अथवा भक्तिसे हो, जो हरिका नाम गाते हैं वे मेरे एरलेकेके 
साथी हैं । 
४८१-कोई वौसा भी हो, यदि हरिनाम लेनेवाला है ते 
वह धन्य है | 
2८२-दृष्िकिया-गाताका अश्ृतक्षीर जिनके सत्सृसे मै 
खेबन कर पाता हूँ, उन दयाढ़ हृस्मिकोत्ि दासोंका में दास हू 

४ ८३-अखण्ड नाम-स्मरणका आनन्द अहनिश प्राप्त है 


बिना चित्तशुद्दिका साक्षात्कार नहीं हो सकता ! 

३८४-नाम-स्मरणका चसका छाता है बड़ा कठिन | १ 

एक बार जहाँ चसका ढगा, वहाँ फिर एक पल भी नामसे खा 
नहीं जाता | 

0८०-नाम-समरण यह है कि चित्तमें पका ध्यान हो और 

| नामका जप हो | अन्त:करणमें ध्यान जमता जाय ध्यान 

चिंत्त रंगता जाय बित्तकी तम्मयता होती जाय; यही बाणीमे 

नामके बैठ जानेका लक्षण है| 

2८९-चिंचमें ध्यान मे 

हो-+यह ताम-स्मरणकी पहली सीढ़ी है । 


हो तो ने सही, पर बाणीम तो 


संत-बाणो ६१ 


४८७-है हरि ! तुम्हारे प्रेम-सुखके सामने बकुण्ठ बेचारा 
कया है! 

४८८-अन्य है वह काल जो गोविन्दके सड्डल्प बहन करता 
हुआ आनन्दरूप होकर बहा जा रहा है | 

१८९-गुण गाते हुए, नेत्रोंसे रूप देखते हुए तृप्ति नहीं 
होती । प्रभु॒ मेरे कितने सुन्दर हैं, जलभरे भेघ-जेसी श्याम कान्ति 
कैसी शोभा देती है । सब मद्गलोंका यह सार है, सुख-सिद्धियोंका 
भण्डार है, यहाँ सुखका क्या वार-पार है | 

४९०-मुखमें नाम हो तो चरणोमें मुक्ति लोटती है | बहुतों- 
को इसकी ग्रतीति हो चुकी है | 

9९१-जीमको एक बार नामकी चाट ढग जानी चाहिये, 
फिर प्राण जानेपर भी नामको वह नहीं छोड़ती । नामचिन्तनमें 
ऐसा विलक्षण माधुय है । 


४९२-चीनी और मिठास जैसे एक हैं, वैसे ही नाम और 
नामी भी एक ही हैं, पर यह अनुभव नामस्मरणानन्द भोगनेवालोको 
ही प्राप्त होता है । 


४९३-नाम-चिन्तनसे जन्म-जरा-मय-व्याधि छूट जाते हैं, 
भवरोग सदाके लिये नष्ट हो जाता है, संसार-पाश छित्न-पिन्न 
हो जाता है । 


9९४-हरि-प्रेमका चसका बढ़नेसे रसना रसीी हो जाती 
है, इन्द्रियोंकी दौड़ थम जाती है, अनुपम सुख खर्य घर इूँढ़ता 
हुआ चला आता है | 


दर संत-बाणी 


2९०-जब हसि-प्रेमका चप्तका छगता है, तब एक हरिके 
सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता | ह 

४९६-नाम लेते मन शान्त होता है, जिद्बासे भगत झरने 
लगता है और छाभके बड़े अच्छे शकुन होते हैं । 

४९७--जहाँ भी बेठें, खेलें, भोजन करें वहाँ तुम्हारे वाम 
गयेंगे | राम-कृष्णके नामकी माछा गूँथकर गलेमें डालेंगे | 

४९८-आसन, शयन, मोजन, गमन सर्वत्र सब काम 
श्रीहरिका सड़ रहे | गोविन्दसे यह अखिल काल मुकाल है। 

४९९--अब भगवानकों छोड़ और कुछ बोलना ही नहीं है। 
बस, यही एक नियम बना लिया है | काम-क्रोध भी भगवानको 
दे चुका | 
५००-बही अन्न पवित्र है जिसका भोग हरिचिन्तनमें है। 
वही मोजन खादिश है जिसमें श्रीहरि मिश्रित हैं । 

७५०१-तुम्हारा यह श्रीपुख हे हरि ! ऐसा दोखता है जेपे 
सुखका ही ढढा हुआ हो, इसे देख मेरी भूख-प्यास हर जाती है | 
तुम्हारे गीत गाते-गाते रसना मीठी हो गयी । चित तृप्त हो गया | 

५०२-वुम्हारे कोमछ चरण चित्तमें धारण कर हिये, कार 
नामकी एकावछी डाल छी | काया शीतल हुई, चित्त पीछे फर्क 
विश्रान्ति-थानमें पहुँच गया, अब वह आगे संसारकी ओर नहीं 
आता है। मेरे सब हौसिले पूरे हुए | सब कामनाएँ श्रीगोपाठने 
पूरी कर दी | ह 

७० ३-गेर्म 
ट्न्द्ियं अपना व्यापार भूल जाती हैं| यह मधुर 


हेनेसे कण्ठ आर और शरीर शीतल होता है; 
सुन्दर नाम 


संत-वाणी ६३ 


अमृतको भी मात करता है । इसने मेरे चित्तपर अधिकार कर लिया 
है | प्रेमसससे शरीरकी कान्तिकों प्रसन्नता और पुष्टि मिली | यह 
नाम ऐसा है कि इससे क्षणमात्रमें त्रिविध ताप नष्ट होते हैं | 


००४-यह नामस्रण ऐसा है कि इससे श्रीहरिके चरण 
वित्तमें, रूप नेत्रोमे और नाम मुखमें आता है और यह जीवको 
हरिप्रेमका आनन्दामृत पान कराकर उसका जीवल हर लेता है । 
तब हरि ही रह जाते हैं | 

५०५-नाम-छ्मरणसे वह चीज ज्ञात हुईं जो अज्ञात थी, वह 
दिखायी देने लगा जो पहले नहीं देखा गया, वह बाणी निकली जो 
पहले मौन थी, वह मिलन हुआ जो पहले चिरविरहमें छिपा था 
और यह सब आफप-ही-आप हो गया | 

५०६-भजनकी ओर चित्त ज्यों-ब्यों झुकता है, स्यों-त्यों 
भगक्तसान्रिष्यका पता ढगता है | पर यह अनुभव उसीको मिल 
सकता है, जो इसे करके देखे | 


५०७-श्रीहरिकी शपथ, नामकों छोड़ उद्धारका और कोई 
उपाय मेरे नहीं है | हे 

५०८-चारों वेद, छहों शात्र और अठरहों (राणका सार- 
तत्त छुनाता हूँ, वह है श्रीरामका नाम | 

७०९-नर-जन्मकी सार्थकता भगवानके मिलनमें ही है | 

७१०-भगवानूकी भक्तिसे ही भगवान्‌का रूप दिखायी 


देता है। 


5५ संत-वाणी 


ण (१ -भक्तिका भेद जो जानता है उसके द्वारपर अंश 
महाप्िद्वियाँ छोटा करती हैं, "जाओ! कहनेसे भी नहीं जाती । 


५१२-सब रास्ते सँकरे हो गये, कहिमें कोई साधन वहीं 
बनता | भक्तिका पंथ बड़ा सुल्म है । इस पंथें सब कम श्रीहणि 
समपित होते हैं, इससे पाप-पुण्यका दाग नहीं छाता और जन्म- 
मृत्युका बन्धन कट जाता है | 

७१३-मक्तिमार्गपर चढनेवालेके सहाय खये श्रीमगवान्‌ 
होते हैं | 

५१४-दोनों हाथ उठाकर भगवान्‌ पुकारकर कहते हैं कि 
मेरे जो भक्त हैं उनका मैं ही सहायक हूँ---/त में भक्त: प्रगति ! 

५१५-मत्तिमार्ग ही ऐसा मार्ग है कि जीव अनन्यभावे 
भगवानकी शरणमें जब्र जाता है, तब भगवान्‌ उसे गेद 
उठ लेते हैं | 

७५१६-नप करो, तप करो, अबुष्ठान करो, यज्ञ-याग करो, 
संतोंने जो-जो मार्ग चलाये हैं, उन सत्रकों चेाओ | संतोंके 
बचनोंको सत्य मानकर तुमछोग नारायणकी शरणमें जाओ | 

५१७-समी मार्ग ठीक हैं, परन्तु मुझे तो प्रेम-निर्श्र चाहिये! 
तुम्हारी भक्तिका रस चाहिये । 

५१८-तुम मंगवाव्‌ हो और 
यह कमी ने ढठे और भक्तिका रंग कमी फ्रीका न पढ़े 
तुम्हारे चरणोमे मेरी विनती ,है | 


२ मैं मक्त हूँ; यह जो नाता हैं 
डे, यही 


संत-वाणी दष 


७१९-्रेम बोला नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता; 
उठाकर हाथपर रखा नहीं जा सकता | यह चित्तका अनुभव है, 
चित्त ही जान सकता है । 

७२ ०-भगवानका चिन्तन करना, उनका नाम लेना, उनके 
रूपमे तन्‍्मय हो जाना ही मेरा तप है, यही मेरा योग, यही मेरा 
यज्ञ, यही मेरा ज्ञान, यही मेरा जप-ध्यान, यही मेरा कुछाचार और 
यही मेरा स्वर हे । 

७२ १-कर्म-ज्ञान-योगमें जो-जो कमी हो उसकी पूर्ति हरिप्रिमसे 
हो जाती है, इसलिये भक्तियोग ही सब्से श्रेष्ठ योग है | नारायण 
भक्तिके वश होते हैं। 

५२२-भक्ति-प्रेम-सुख औरोंसे नहीं जाना जाता, चाहे वे 
पण्डित, बहुपाठी या ज्ञानी हों । आत्मनिष्ठ जीवन्मुक्त भी हों तो भी 
उनके लिये भक्ति-सुख दुलूभ है | नारायण यदि कृपा करें तो ही 
यह रहस्य जाना जा सकता है । 

५२३-सगुण और निगुंण दोनों ही जिसके अइ्ज हैं, वही 
हमारे सड़ खेला करता है | 

५२ ४-समृणका खरूप देखते ही भूख-प्यास भूल जाती है 
और मन ग्रेममय हो जाता है | 

७५२५-दीपक हाथमें ले लेनेसे घरमें सब जगह उजाला 
हो जाता है | वैसे ही प्रमुकी मूति जब ध्यानमें बेठ जाती है तब 

समग्र चेतन्य दृष्टिमें समा जाता है । 

५२६-मभंगवान्‌की मूर्तिका दर्शन, स्पश, भजन-यूजन, कंपन- 

कीतन, मनन-चिन्तन करते रहनेसे जिन उपास्यदेवकी वह मूति है वह 


सं० बा० ५०+ 


६६ संत-बाणी 


उपास्यदेव ध्यानमें बेठकर चित्तमें खेलने छाते हैं, खप्न देकर भा 
सुनाते हैं। ऐद्ी प्रतीति होती है कि वह पीठपर हैं और उनका! 
बढ़ता जाता है, तब-उनसे मिलनेके लिये जी छटपटाने छागता 
तब अत्यक्ष दर्शन भी होते हैं और यह अबुभूति होती है कि 
निरतर हमारे समीप हैं और अन्तमें यह अवस्था आती है कि अंद 
बाहर वही हैं, और वही सब भूतोंके हृदयमें हैं । उन्हें छोड़ अक्माण 
में और कोई नहीं, मेरे अंदर वही हैं और मैं भी वही हूँ । 


७२७१--समास हरए भक्त भक्तिका शानतटा लम्मेके लि 


संत-चाणी दछ 


५३३-हे हरि, हे दीनजनतारक ! तुम्हारा यह सुन्दर 
संगुणरूप मेरे लिये सब कुछ है । पतितपावन ! तुमने बड़ी बेर 
लायी, क्या अपना वचन भूछ गये ? घर-गिरती जलकर तुम्हारे 
आऑँग्नमें जा बैठा हूँ | इसकी तुम्हें कुछ सुध ही नहीं है । हे मेरे 
जीवनसख ! रिस मत करो, अब उठो और मुझे दर्शन दो | 

५३१४-जीकी बड़ी साध यही है कि तुम्हारे चरणों ८ 
हो | इस निरन्‍तर वियोगप्ते चित्त अत्यन्त व्याकुछ है | 

०३२०-आओत्मस्थितिका विचार क्या कहँ ? क्या उद्घार कहें 
चतुभुजको देखे बिना धीरज ही नहीं वँध रहा है | तुम्हारे बिना 
कोई बात हो यह तो मेरा जी नहीं चाहता | नाथ | अब चणोक्ि 
दर्शन कराओ | 

५३६-मेरे प्राण ! एक बार मिलो और अपनी छात्ीसे छगाओ | 

५३७-ये आँखें छूट जायेँ तो'क्या हानि है । जब ये पुरुषे. 
त्मको नहीं देख पार्ती | अब श्रभुके बिना एक क्षण भी जीनेकी 
इच्छा नहीं | 

:३८-अब अपना श्रीमुख दिखाओ, इससे इन आँखोंकी 

भूख बुझेगी | 

७५३९-अब आकर मिले | पीठपर हाथ फेर्कर अपनी 
छातीसे लगा लो | । 

५४०-मुझसे आकर मिलेंगे, दो-एक बातें करोगे तो इसे 
तुम्हारा क्या ख्च हो जायगा ! 


५४१-जो लोग अरूपकी इच्छा करते हों, उनके लिये आ 


८ संत-बाणी 


अरूप बनिये | पर मैं तो सहपका प्रेमी हूँ | मैं तो आपके संग 
साकाररुप-रसका पाता हूँ | 

०५४०२-आपके चरणोंमें मेरा चित्त व्गा है। में तो भज्ञः 
ही हैं । भला, बच्चों भी कहीं आपसे दूर रहने योग्य बननेके हिः 
: सयानोंकी बराबरी कर सकता है | | 

५४ ३-ज्ञाती पुरुषोंकी बराबरी मैं अजान होकर कैसे का 
सकता हैं | कच्चा जब सयाना हो जाता है तब माता उसे दूए 
रखती है अजान शिश्यु तो माताकी गोद ही खान पता है । 

५४४-जों त्रज्ञावी हों उन्हें मोक्ष ( छुट्कात ) दे दो। पर 
मुझे मत छोड़ो । मुझे मोक्ष न चाहिये । 

५४५-तुम्हारे नामका जो नेह हगा है; वह अब छूटने- 
वाढ्य नहीं | हे 
०५9३ ६-रसना तुम्हारे ही वामकी रसिक हो गयी है, आँखें 
तुम्हारे ही चरणोंके दर्शनकी प्यासी हैं | यह भाव अब मेरा 
बदलतेवाल नहीं | इसलिये तुम अब मेरे इस ग्रेमरसकों सूखने 
मत दो । अपनेसे मुझे अब दूर मत करो | मैं तुम्हारा मोक्ष नहीं 
चाहता, तुम्हींकी चाहता हैँ । ' 

०४७-ऐसे मौन साधे क्यों बैठे हो । मेरी वातका जवोवे 
दो । मेरा पूर्वसश्चित सारा पुण्य तुम हो | तुम्हीं मेरे स्कम ही) 
तुड्दीं मेरे खधर्म-हो। तृम्हीं नित्य नियम हो । है नोरायण | * 
तुम्हारे कृपाबचनोंकी प्रतीक्षा कर रहा हू । 
०४८-पमियेकरि है प्रियोत्तम : हैं सर्वोत्तम ! मुझसे वोले | 
गगतकी महाराज | पी5 ने दिखाओ, यही मेरी विनय है | 


ल्य 5 


श्र 


संत-चाणी ६९ 


जो तुम्हें पुकार रहे हैं उन्हें चट उत्तर दो, जो दुखी हैं उनदी 
टेर छुनो, उनके पास दौड़े आओ । जो थक हैं उन्हें दिलाया दो 
और हमें न भूलो, यही तो हे नारायण | मेरी तुमसे प्रार्थना ऐ | 

५४९-कम-से-कम एक बार यही न. कह दो कि क्यों तंग 
कर रहे हो, यहाँसे चले जाओ |? हे हरि | तुम ऐसे निदर स्यों 
हो गये। 

५५ ०-साधु-संतोंसे तुम पहले मिले हो, उनसे बोले हो; वे 
भाग्यवान्‌ थे, कया मेरा इतना भाग्य नहीं | आजतक तुमने किसी- 
को निराश नहीं किया; और मेरे जीकी लगन तो यही है कि तमसे 
मिहूँ, इसके बिना मेरे मनको कल नहीं पड़ती | 

५५०१-अब तुम्हारी ही शरण डी है, क्योंकि तुम्हारा कोई 
भी दास विफल्मनोरथ नहीं हुआ । | 

७५०२-भकावपीड़ित भूखेंके सामने मिशत्न परोसा हुआ 
थार आ जाय अथवा धातमें बेठी हुई बिल्ली मक्खनका गोला देख 
ले तो उसकी जो हालत होती है, वही मेरी हाढ्त हुई है । तुग्हारे 
चरणोंमें मन छलूचाया है, मिलनके लिये प्राण सूख रहे हैं । 

७०३-तुम्हारे बिना हे प्राणेश्वर | मुझपर ममत्व रखनेवाला सु 
विश्व और कौन दै | किससे हम अपना सुख-दुःख कहें, कौन 
हमारी मूख-प्यास बुझावेगा । 

५०४-हमारे तापको हरनेवाढा और कौन है.] हम अपना 
सवाल किससे लगावें | कौन हमारी पीठपर प्यारसे दवाथ फेरेगा ? , 

णण"--दौड़ी आओ, मेरी मेया ! अब क्या देखती हो ? जब 
धीरज नहीं रहा । वियोगसे व्याकुल हो रहा हूँ | अब जीको ढंदा 


कं संत-वाणी 


करे, अबतक ते ही बीता है.| कब्र यह मस्तक तुर्हारे चरणोंमे 
रखूँगा, यही एक ध्यान है । २०“ 

५०६-सोलह हजार तुम्त- बन सकते हो, सोलह हजार 
नास्योंके छिये तुम सोलह हजार रूप धारण कर सकते हो, पर 
इस अधमके लिये एक रूप धारण करा भी तुग्हारे लिये इतना 
किन हो गया है ! रे 

७५०७-भगवन्‌ ! तुम्हारी उदारता मैं समझ गया । में तो 
तुम्हारे चरणोंपर मस्तक रखूँ और तुम अपने गहेका हार भी मेरी 
अज्नलिग न डालो ! हाँ, समझा ! जो छाछ भी नहीं दे सकता वह 
भोजन क्या करावेगा ! । हि 

. ५५८-द्वारपर खड़ा मैं कबसे प्रकार रहा हूँ, पर हाँ! तक 

कहनेकी जरूरत आप नहीं समझते : कोई अतिषि आ जाय तो 


शब्दोंसे उसको सन्तोष दिलनेमें क्‍या खर्च हुआ जाता है ! 
००७९--भगवन्‌ ! तुम मरमाने-भटकानेमें बड़े कुछ हो ते 
मैं भी वर्ड़ा अड़ियल हूँ | तम्हें मौन साथे बैठ रहना ही अच्छा 
लगता है तो क्या इतनेसे ही में तुग्हारा पहा छोड़ दूँगा। 


७५६०-सचमुच ही पंरमाक्मन्‌ | तुमसे ही तो में निकला हूँ। 


तब तुमसे अछ्ग कैसे रह सकता हूँ ॥॒ 
७५६१-मेंगवन्‌ ! तुम्हारे प्रेमकी खातिर; तुग्हारी एक बातवी 
हिये। ठुग्दवरे दर्शन पनेके लिये में क्या नहीं कर सकता । पर 


. आज्ञा तो दो; कुछ बोले तो । का 
७५६२-मेरा त्रिएे तुमसे मिलमेक्रे हिये छत्पथ रहा है और 


तुम ऐसे हो कि सावंत देख रहे हो ! में दोषी हूँ, अपराधी हैं पापी 


संत-वाणी ७ 


हूँ, इसलिये मुझपर क्रोध मत करो। इस अनजान बाढकको 
रुढाओ मत | 
७६३-अपनेको पापी कहूँ तो आपके चरणोंका स्मरण 
करता हूँ | मेरा पाप क्या आपके चरणोंसे भी अधिक बलवान है ? 
७६४-भगवन्‌ ! हम विष्णुदास हैं | हमारा सब बल-भरोसा 
तुम हो | पर इस कालकों देखता हूँ हमारे ही ऊपर हुकूमत 
चला रहा है। 
७५६०-मभगवन्‌ | मैं तो आपका बच्चा हूँ न? बच्चेसे क्‍या 
जोश्भजमाना ? देखो, दीनानाथ ! अपने विरदकी छाज रखो | 
७६६-मभगवन्‌ ! अब भेरा तिरस्कार करते हो ? ऐसा ही 
करना था तो पहले अपने चरणोंका स्नेह क्‍यों दिया ? हमारे प्राण 
ही लेने थे तो दृष्टिमें ही क्‍यों आये ! 
०६७-भगवन्‌ ! मैंने अपना सम्पूर्ण शरीर आपके चरणोंमें 
समर्पित किया है और आप क्या मेरा छूत मानते हैं या मेरे सामने 
आते हुए लजाते हैं ? हृदयेश ! प्रेम-दानकर घुझे मना छो । 
५६८-आपके चरणोमें क्या जोर अजमाऊँ ? मेरा तो यही 
अधिकार है कि दास होकर करुणाकी मिक्षा माँगूँ | 
७५६९-दुम्हारे श्रीपुखके दो शब्द सुन पाऊँ, तुम्हारा श्रीमुख 
देख हूँ, बस, यही एक आस ढगी है | ह 
७७०-भगवन्‌ ! मुझसे आप कुछ बोलते नहीं | क्यों इतना 
दुखी कर रहे हैं ? प्राण कण्ठमें जा गये हैं। में आपके वचनकी 
बाट जोह रहा हूँ | में भगवान्‌का कहाता हूँ और भगवानसे ही. 
मेंट नहीं | इसकी मुझे बड़ी छूजा आती है | 


धर | संत-वाणी 


०५७ १-भगवन्‌ ! मेरे ग्रेमका तार मत तोड़ो | आपकी #पा 
होनेपर मैं ऐसा द्वीन-हीन न रूँगा | पेट भरनेपर क्या संसाससे 
कहना पड़ता है कि मेरा पेट मरा? तृप्ति चेहरेसे ही माछम हो 
जाती है, चेहरेकी प्रसन्नता ही उसकी पहचान है । 

५७२-प्तीको वल्लाल्भार पहनाकर चाहे जितना सिंगारिय 
पर जबतक पतिका सह उसे नहीं मिलता तबतक वह मत-ही-मन 
कुढा करती है, वैसे ही तुम्हारे दर्शन बिना मुझे कुछ भी अच्छा 
नहीं लगता | | ु 

५७३--मगबन्‌ ! तुमसे यदि मेरी प्रलक्ष मेंट नहीं हुई और 
कोरी बातें ही करते रहे तो ये संत मुझे क्या कहेंगे | इसको भी 
तबिक विचारों ! 

७५७४-जिसने भगवनके साक्षात्‌ दर्शन नहीं किये, संतोमे 
उसकी मान्यता नहीं | संत और भक्त वही है जिसे भगवानका 
सगुण-साक्षात्कार हुआ हो | भोजनके बिना तृत्ति कहाँ ! 

७७५-भगवान्‌ भालिज्ञन देकर ग्रीतिसे इन अड्जोंको शान्त 
करेंगे और अम्नृतकी दृष्टि डालकर मेरे जीको ठंा करेंगे । गोदमें 
उठा छेंगे और भूख-प्यासं भी पूछेंगे और पीताम्बससे मेरा मुंह पोछेंगे। 
ग्रेमसे मेरी ओर देखते हुए मेरी ठुड्डी पकड़कर मुझे सान्‍्लना दंगे | 
मेरे माँ-बाप हे विश्वम्भर ! अब ऐसी ही कुछ कृपा करो ! 

५७६-मेरे माँ-बप मुझे प्रयक्ष बनकर दिखाइये | आँखोंसे 
से बातचीत भी करूँगा, चरणोंमें लिपट जाऊंगा | 


- देख छूँगा । तव तुम “आओ 
* किए चरणोंमें दृष्टि छगाकर हाथ जॉडिकर सामने खड़ा रहगा। वहां 


मेरी उत्कट वासना है। नारायण ! मेरी यह कामना पूरी करो | 


संत-वाणी ३ 


७७७-अभिलाषा मेरी यह है कि आपकी-मेरी बातचीत 
हो और उससे सुख बढ़े | आँखें भरकर आपका श्रीमुख देखूँ। 
यह मैं आपके चरणोंको साक्षी रखकर सच-सच कहता हूँ | 

७७८--ुम्हारा प्रेमछुख छोड़कर हम जीवन्मुक्त किसलिये 
हों ! कीन ऐसा अभागा होगा जो इसे छात मार दे ? 

७५७९-है गोपिकार्मण ! अब मुझे अपना रूप दिखाओ 
जिसमें में अपना मस्तक आपके चरणोंपर रखूँ। तुम्हारा श्रीमुख 
देखूँगा । तुम्हें आलिड्नन करूँगा | तुम्हारे उपरसे राई-तोन उतारूँगा। 
तुम पूछोंगे तब अपनी सब बात कहूँगा । एकान्तमें बैठकर तुमसे 
सुखकी बातें करूँगा । 

७५८०-मुझ अनायके लिये द्वे नाथ ! अब तुम एक बार चले 
ही आओ। 

५८१-तुम्हारे लिये जी तड़प रहा है । हृदय भकुला रहा है। 
चित्त तुम्हारे चरणोंमें छगा है | तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता । 

७८२-गड़के पेरोंपर बार-बार मस्तक रखता हूँ ! हे गरड़जी ! 
उन हरिको शीघ्र छे आइये, मुझ्च दीनको तारिये। भगवानके 
चरण जिन छक्ष्मीजीके हाथोंमें हैं उनसे गिड़गिड़ाता हूँ कि है 
लक्ष्मीजी ) उन हरिको शीत्र ले आइये और मुझ्न दीनको तारिये । 
हे शेषनाग | आप हृषीकेशको जगाइये | 

७५८३-हे नारायण ! तुम्हें उन गोपालोंने अपने पुण्यवान्‌ 
नेत्रोंसे कैसा देखा होगा। उनके उस घुखके लोभसे मेरा मन 
लल्चाया है | मुझे वह आनन्द कब मिलेगा ? तुग्हारे श्रीमुखकी 
ओर टकटकी ढगाये रहनेका आनन्द कैसा होगा ? अनुभवके बिना 


७६ संत-बाणी 


मैं उसे केसे जानूँ ? तुम्हारा रूप इन आँखोंसे कब देखूँगा ? तु 
आहलिश्वनका भानन्द कबलाभ कहँगा, चित्त प्रतिक्षण यही सोचता है 
७८४-वह श्यामघननीड, उनका वह पीताम्बर, बह मुकुः 
ह वे कुण्डछ, वह चन्दनकी खौर, वह निर्मल कौस्तुभमणि और व 
वैजयन्ती माला, वह सुखनिर्मित श्रीमुख, ऐसे वह सुकुमार मदन 
श्रीकृष्ण सामने खड़े हैं और उनके सखा गोपाल अनिमेषज्ञोचरनोंर 
उनके सुन्दर मुखकमलकी ओर आनन्दानुभवसे खिर होकर देे 
रहे हैं, यह सम्पूर्ण द्य नेत्रोंके सामने नाच रहा है । 
७५८०-अपने नेत्रेंसे श्रीकृष्णणो जीभर कब देखूँगा, श्रीकषण 
अपनी बॉहॉसे मुझे कब अपनी छातीसे छगाबेंगे, प्रतिक्षण मेरे चित्त 
यही छाल्सा ठगी रहती है । | 
७५८६-निगमके वनमें भठकते-मठकते क्यों थके जा रहे हो ! 
खालेंके घर चले आओ, यहाँ वह रस्सीसे बे हैं । 
७५८७-गीताका जिन्होंने उपदेश किया वही मेरे कन्हैया यहाँ 
खड़े हैं | 
७५८८-सुम्हारा श्रीमुख और श्रीचरण में देखूँगा--गह 
देखूँगा | उसीमें मन छगा अधीर हो उठा है। पाण्डवोंको जब-जब के 
हुआ तब-तब स्मरण करते ही तुम आ गये । द्ौपदीके डिये तुमने 
उसकी चोहीमें गाँठ बाँध दी । गोपियोंके साथ कौतुक करते हे 
गौओं और खालछोंको छुख देते हो | अपना वही रूप मुझे दिला 
दो | तुम तो अनायके नांथ और शरणाग्तेके आश्रय हो, मे 
यह कामना पूरी करो । 


संत-वाणी ७५ 


५८९-क्ष्ण ही मेरी माता हैं, कृष्ण ही मेरे पिता हैं | 
जीके जीवन एक श्रीकृष्ण ही हैं | 

७५९०-अंनन्त ब्रह्माण्ट जिसके उदरमें है वह हरि नन्‍्दके 
घर बालक हैं । 

५९१-अंदर हरि, बाहर हरि, हरिने ही अपने अंदर बंद 
कर रखा है । 

५९२-कमिमें तुवर्णाम्बर सुशोमित हो रहा है और गहेगे 
पैरोंतक वनमाछा लटक रही है। उन सुन्दर मधुर घनश्ामको 
देखते हुए नेत्रोंसे मानो प्राण निकल पढ़ते हैं। 

०९३-श्रीकृष्ण लीला-विग्नह हैं | उनका शरीर छोकामिराम 
और ध्यान-धारण मड्डल्प्रद हैं। वेदोंका जन्मथान, पदशाब्रोंका 
समाधान, पड़दर्शनोंकी पहेली---ऐसा यह श्रीक्षणमका पूर्णावतार है | 

५९४-भक्तिका रहस्य जानना हो तो आओ अ्रीवृन्दावन- 
लीलाका आश्रय करो | 

५९७--चारों वेद जिसकी कीर्ति बखानते हैं, योगियोंके 
ध्यानमें जो एक क्षणभरके लिये भी नहीं आता, वह ग्वालिनोंके 
हाथ बँध जाता है, भावुक खालिनें उसे पकड़ रखती हैं | इन 
भक्तिनोंक पास वह गिड़गिड़ाता हुआ आता है और सयाने कहते . 
हैं कि वह तो मिलता ही नहीं । 

७०९६-इन भोरी अहीरिनोके पृर्वपुण्यका हिसाब कौन लगा 
सकता है, जिन्होंने मुरारिको खेलाया--अन्त:सुखसे खेछाया और 
बाह्मसुखसे भी उन्हें पाकर अपनेको अप॑ण कर दिया | मगवानने 
उन्हें अन्तःसुख दिया जिन्होंने एकनिष्ठभावसे उन्हें जाना | श्रीकृष्ण 


| 


गा संत्त-चाणी 


में जिनका तन-मन छग गया, जो धर-द्वार और पति-पुत्रतमक् 
भूल गयीं, जिनके लिये धन, मान और खजन विष-से हो गे, वे 
एकान्त वनमें भगवानके साथ जा मिली | 

७५९७-देहकी सारी भावना, सारी मुध-बुध बिसार दी 
वही नारायणकी सम्पूर्ण पूृजा-अर्चा है। ऐसे भक्तोंकी पूजा भगः 
भक्तोंके जाने बिना ले छेते हैं और उनके माँगे बिना उन्हें अ' 
बाँव दें देते हैं - ह 

७९८-इन ग्वाल्निंका मी.कैसा महान्‌ पुण्य था, वे ग 
मैंस और अन्य पशु भी कैसे भाग्यवान्‌ थे ! खालिनोंकों जो हु 
मिला वह दूसरोंके लिये, अह्मादिके ढिये भी दुलभ है। 

५९९-गोपियों रास-रंगमें समरस हुए; उसी अकार हम 
चित्तवृत्तियाँ श्रीकृष्णप्रेममें सराबोर हो जाये | 

६००-मभक्तसमागमसे सब भाव हरिके हो जाते हैं, एः 
काम बिना बताये हरि ही करते हैं | हृदय-सखुठमें समाये रहते हैं 
और बाहर छोटी-सी मूर्ति बनकर सामने आते है । 

६०१-श्रीहरि .सब भूतोंमें रम रहे है, जछ। पे, वींठ 
पत्य्‌र--सबगें विराज रहे हैं; पृथ्वी, जछ, अग्नि, समीर) ग-- 
इन पत्च महामूतोंकों और ख्थावर-जजञम सब पदार्थोंको व्याये है! 
हैं | उनके सिवा बह्मण्ठों दूसरी.कोई वस्तु ही नहीं, वही वीर 
तिद्वान्त है और यही संतोंका अनुभव है | 

६०२-महुष्य किसी भी वर्ण या जातिमे वैद्य हुआ हो; वर 

है तो वहीं सबके छिये बददनीय और 


यदि संदावारी ओर भगवद्धफ़ 
करौदी है साधुता--भगव्ेति | 


. ज्ेह है। कप्तौदी जाति नहीं है, 


६०३-मैं अपना दोष ओर अपराध कहाँतक कहूँ ? मेरी 
प्ामयी मैया ! मुझे अपने चरणोमें ले ले | यह संसार अब बसच 
आ | भब मेरा चिन्ता-जाढ काट डाढो और है हृदयंधन ! मेरे 
(यमें आकर अपना आसन जमाओ | 
६०२-अपना चित्त शुद्ध हो तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, 
है और साँप भी अपना हिंता-भाव भूल जाते हैं, विष अमृत हो 
ता है, आधात हित होता है, दुःख सबंसुखखरूप फल देनेवाला 
ता है, आगकी लपट ठंढी-ठंढी हवा हो जाती है | जिसका चित्त 
द्व है उसको सब जीव अपने जीवतके समान प्यार करते हैं | 
रण, सबके अन्तरमें एक ही भाव है । 
६००-आधात करनेवाल लोहा भी पारसके स्पशंमात्रसे सोना 
जाता है | दुधजन भी संतोंके स्पशमें आकर संत बन जाते हैं | 
&०६-जो कोई नारायणका प्रिय हो गया उसका उत्तम या 
नेष्ट वर्ण क्या ? चारों बर्णोका यह अधिकार है, उसे नमस्कार 
नेगें कोई दोष नहीं | 
६०७-चित्तकी उल्टी चालमें मैं भी पस गया था, गृगजढने 
भी धोखा दिया था पर भगवानने बड़ी कृपा की जो मेरी आँखें 
छ दीं । तुमने मेरी गुहार सुनी, इससे मैं निर्भय हो गया हूँ । 
६०८-प्रमु अपने भक्तको दुखी नहीं करते, अपने दासकी 
न्ता अपने ही उपर उठ लेते हैं | सुखपूरव॑क हरिका कीर्तन 
रे, हर्षके साथ हरिकि गुण गाओ | कलिकाढसे मत डरो, 
लेकालका निवारण तो सुदर्शनचक्र आप ही कर छेगा | भगवान्‌ 
ने भक्तोंकी कभी छोड़ते ही नहीं । 


५८ संत-बाणी 


६०९-हरिका नाम ही बीज है और दरिका नाम ही % 
, है । यही सादा पुण्य और सारा धर्म है । सब कलभोंका या 
सारमर्म है | 'निण नामसड्डजीतनमें! सब रसोंका आनन्द एः 
साथ आता है । 

६१०-सब तीर्थोकी मुकुटमणि यह हरिकिया है--य 
ऊर्ध्ववाहिनी परमामृतकी धारा भगवानके सामने बहती रहती है 
भगवानपर इस सुधा-बाराका अभिषेक होता रहता है । 

६१ १-संतोंका मुख्य कार्य जीवोंकों मोह-मायाकी विदा 
जगा देना होता है, खय॑ जगे रहते हैं, दूसरोंको जगा देते है 
जीवोंको अमयदान देते हैं और उनका देन्य नथ्ट कर उन्हें 
खानन्दसाम्राव्यपदपर आरुढ़ करते हैं । 

६१२-संतोंके उपकार माता-पिताके उपकारसे भी अधिक हैं। 
सब छोटी-बड़ी नदियाँ जिस प्रकार अपने नाम-रूपोंके साथ जाका 
ऐसी मिल जाती हैं जैसे उनका कोई अस्तिलर ही न हो, उसी प्रकार 
त्रिभुवनके सब सुख-दुःख संतोके बोधमहार्णवर्म बिलीन हो जाते हैं | 

६१ ३-खोल, खोल, आँखें खोल । बोढ, अमीतक क्या ऑाँव 
नहीं खुली ! भरे, अपनी माताकी कोखमें क्‍या दे पलर देदा 
हुआ : तैंने जो यह नरततु पाया है यह बड़ी भारी निति है, जि 
विधिसे कर सके इसे सार्थक कर | संत ठुझे जगाकर पार उ 
जायेगे, तू. भी पार उतरना चाहे तो कुछ कर । 

६१४-अनेक. योनियोंमें मठ्कतेगे बाद यह नस्लाए 
जोड़ी मिली है। नर-तलु-जैसा ठँव मिला है, नारायणमें अपने द 


चिततका भाव छगा | 
* । 


यणवी 


संत-वाणी ७९ 


० ११५-सुन रे सजन ! अपने खहवितिके लक्षण सुन । मनेसे 
गेबिन्दका सुमिरत कर, नारायणका गरुणगान कर, फिर वन्धन कैसा ? 


६१६-जो मत करोंगे वही पाओगे । अम्याससे क्या 
नहीं होता : 


६१७-श्रीहरिकी शरणमें जाओ, उन्हींके होकर रहो, उनके 
गुणगानमें मन हो जाओ, संसार जो हौआ बनकर सामने आया है 
इसे भगा दो और इसी देहसे, इन्हीं आँखोंसे मुक्तिका आनन्द छूटो | 


६१८-दिन-रातका पता नहीं | यहाँ तो अद्वण्ड ज्योति 
जगमगा रही है | इसका आनन्द जैसे हिलोरें मारता है उसके 
सुखका वर्णन कहाँतक कहूँ | 


६१९-श्रीहरिके प्रसादसे सब दु:ख नष्ट हो जाते हैं । यही 
भव-रोगकी ओषधि है । जन्म, जरा, सब व्यापि और मृत्यु इससे दूर 
हो जाती हैं। उस श्याममुन्दरकी छबिको अपनी आँखों देख छो, 
कुटिछि, खल, कामियोंका स्पर्श भपनेको न होने दो, मुखसे निरन्तर 
विष्णुसह॒श्ननामकी माला फेरतें रहो । 


६२०-बहुत बोलना छोड़ दो और सावधान होकर कुसडइसे 
बचते रहो। 


६२ १-अनुताप करते हुए भगवानसे यह कहो, मैं तो 
अनाथ हूँ, अपराधी हूँ; कर्महीन हूँ, मन्दमत और जबबुद्धि हूँ । 
हे कृपानिये ! हे मेरे माता-पिता ! अपनी बाणीसे कभी मैंने 
तुन्हें याद नहीं किया । तुम्हारा गुणगान भी न सुना और न 


८० संत-चाणी 


गाया | अपना हि0त छोड़ लोक-छाजके पीछे मरा किया | हि: 
कीर्तन, संततोका सर कमी मुझे अच्छा नहीं लगा | परनिन्‍दामे 
बड़ी रुचि थी, दूसरोंकी खूब निन्‍्दा की | परोपकार न मैंने 
किया, न दूसरोंसे कभी कराया | दूसरोंकों पीड़ा पहुँचानेमें कमी 
दया न आयी । ऐसा व्यवस्ताय किया जो न का चाहिये और 
उससे पाया तो क्‍या अपने कुटुम्बका भार दोता फिए। 
तीोंकी कभी यात्रा नहीं की, केवल इस पिण्डकें पाठन कहे 
ही हाथ-पैर मारता रहा | मुझसे न संत-सेवा बनी | न दानिुध 
बता, न भगवानकों मूर्तिका दर्शन और पूजन-अर्चन ही बना | 
कुसज्मं पड़कर अनेक अन्याय और अधर्म किये | मेंने अपना- 
आप ही सत्यानाश क्षिया, मैं अपना आप ही वैरी बना | भगबत्‌ ! 
तुम दयाके निषान हो, मुझे इस मत्सागरके पार उतोों ! 
६५२-मबसागरको तैरकर पार करते हुए चिन्ता कित 
बातकी करते. हो ? उस पार तो बहा कठिफर कर घरे खड़े 
हैं । जो कुछ चाहते हो उसके वही तो दाता हैं | उनके चरणेमे 
जाकर ढिपट जाओ । वह जगत्स्ामी तुमसे कोई मोल नहीं गे 
वेवछ तुम्हारी भक्तिसे ही तुम्हें अपने कुंपेपर उठा हे जायेंगे | 
प्रभु जहाँ अतन्त हुए वहाँ मुक्ति और मुफिकी क्ितता हा 
वहाँ दैन्य और दाखिय कहाँ £ 
६२१-संसारमें बने रहो पर हरि 
(य-मीतिसे सब काम करते चढो | इससे संस 


को न भूछो | हेरिताम 


जपते हुए नय 
भी सुखद होता है | 


संत-चाणी ८) 


६२४- सुख यव-बरावर है तो दुःख पहाड़-बराबर । संसारक्े 
वेषयमें सबका यही अनुभव है। मॉँ-बाप, स्त्री-पुत्र, सट्ठी-साथी, 
वन-दौढत, राजा-महाराजा कोई भी हमें क्‍या मृथ्ुसे बचा सकता 
है ? यह शरीर तो कालका कलेवा है | 

६२०५-कोड़ी-कोडी जोड़कर करोड़ रुपये इकट्टे करों, 
पर साथ तो एक डेंगोटी मी न जायगी | 

६२६-सद्बी-साथी एक-एक करके चले | अब तुम्हारी भी 
बारी आवेगी। क्या गाफिल होकर बंठे हो ! काल सिरपर सवार है, 
अब भी सावधान हो जाओ, इससे निस्तार पानेका कुछ उपाय करो । 

६२७-तुम्हारी देह तो नहीं रहेगी, इसे काल खा जायगा | 
अब भी जागो, नहीं तो धोखा खाओगे, नशेके बीच मारे जाओगे | 

&६२८-पर-उपकार करो, पर-निन्दा मत करों, पर-स्त्रियोंको 
माँ-बहन समझो । प्राणिमानश्नम दया-माव रखो | 

६२९-धर-गृहस्थीके ग्रपश्चमें छगे रहते हुए भी एक बात 
न भूलना--यह क्षणक्राढीन दृब्य, दारा ओर परिवार तुम्हारा नहीं 
है। अन्तकाढमें जो तुम्हारा होगा वह तो एक श्रीहरि ही है, 
उसीको जाकर पकड़ो । | 

&३ ०-भगवानको चाहते हो तो चित्तको मलिन क्‍यों रखते 
हो ! अमिमान, अकड़, आल्स्य, लोकढुजा, चश्च॒लता, असद- 
व्यवहार, मनोमालिन्य इत्यादि कूड़ा-कर्कंठ किसलिये जमा किये हुए 
हो ? केवल बाहरी भेष बना लेनेसे थोड़े ही कोई भक्त होता है | 

६३१-आग छगे उस बनावटी खाँगमें जिसके भीतर 


सछ था ६ -_.- 


के 0 थ (0 9 की 


काठिमा मरी हुई है | वद्मोंका लपेट्कर पेट बड़ा कर हेनेे, 
गर्भवती होनेकी बात उड़ानेसे, दोहदका खाँग मलनेसे व् 
थोड़ें ही बेदा होता है, केवल हँसी होती है | 

६३२-इद्दियोंका नियमन नहीं, मुख नाम नहीं; ऐसा 
जीवन तो भोजनके साथ मक्खी निंगल जाना है | ऐसा भोज 
क्या कमी सुख दे सकता है ! 

६३३-संसारकी सारी आश्ाओं और अभिलाबाओंका का 
किये विना भगवान्‌ नहीं मिलते । 

६३४-जो जी-जानसे भगवानूकों चाहते हैं, वे अपने 
प्रमकों सावधानीसे बचाये रहें, प्रतिष्षको शूकरीविष्ठा समझ हे 
बृथा बादमें न उलखें, अहड्ढारी ता्किकोंके सबसे दूर रहें औः 
कोई ढोंग-पाखण्ड न रखें | 

६३५-खाँग बनानेसे मगवान्‌ नहीं मिलते । निर्मल वित्तवी 
प्रममरी चाह नहीं तो जो कुछ भी करो, अन्त केवल “आह! है ! 

६३६-सबके अलग-अलग राग हैं | उनके पीछे अपने मत- 
को मत बाँट्ते फिरो | अपने विश्वासको जतनसे रखो, दूसरे 


रंगमें न आओ | 
६३७--मिलो उन्हींमे 


वे ही तुम्हारे कुल-पर्ार हैं । वाद 
६३ ८-भक्तोंके मेलेका जो आनः 
आखाद अविश्वासीकी नहीं मिलता | वह 


अलग ही रहता है । 


जो सर्वतोभावसे समरसमें मिले हो, 
-विवादमें पड़ोगे तो फंदेमे फँसोगे | 
न्द है उसका कुछ भी 
सिद्दानमें कंकाड़ीकी तर 


संत-बाणी ८३ 


६३९-भगवान्‌की पूजा करो तो उत्तम मनसे करो | उसमें 
बाहरी दिखवेका क्‍या काम ? जिसको जनाना चाहते हो वह 
अन्तरकी बात जानता है । कारण, सच्चोंमें वही सच है । 

६४ ०-भक्तिकी जाति ऐसी है कि सर्वख्से हाथ धोना 
. पड़ता है । 

६५ १-नेत्रेमि अश्रु-तरिन्दु नहीं, हृदयमें छटपटाहेट नहीं तो 
भक्ति काहेकी ? वह तो मक्तिकी विडम्बना है, व्यर्थका जन-मन-सज्ञन 
है । जबतक दृश्सि दृष्टि नहीं मिली तबतक मिलन नहीं होता । 

। ६४२-अहंता नष्ट हो, भगवानके स्तुति-पाठमें सच्ची भक्ति हो, 
हृदयकी सच्ची छगन हो, हरिचरणोंमें पूरी निष्ठा हो, तब काम बने | 

| ६४ ३-सेवकके तनमें जबतक ग्राण हैं तबतक खामीकी 

भाज्ञा ही उसके लिये प्रमाण है । 

६४४-भगवान्‌के होकर रहो | ज्ञानलव-दुविंदघ तार्किकों- 
की अपेक्षा अपढ़, अनजान, भोले-भाले लोग ही भच्छे होते हैं । 
मूर्ख बल्कि अच्छे हैं, ये विद्वान्‌ तार्किक तो किसी कामके नहीं । 

६४५-भगवानके लिये सर्बखसे हाथ धोनेको तैयार हो जाना 
पूर्व पुण्यके बिना नसीब नहीं होता । 

६४६-इस संसारमें आये हो तो अब उठो, जल्दी करो । और 
उन उदार ग्रभुकी शरणमें जाओ | यह देह तो देवताओंकी है, धन 
सारा कुबेरका है, इसमें मनुष्यका क्या है : देने-दिलानेवाला, ले जाने-_ 
लिवा ले जानेवाला तो कोई और ही है | इसका यहाँ क्या परा है 
रे मूरुख ! क्यों नाशवान्‌के पीछे भगवानकी ओर पीठ फेरता है ! 


८४ संत-धाणी 


६9७-भगवानने जो इन्द्रियों दी हैं उन्हें भगवानके काममे क्यों 


हे 
है." 


नहीं लग देते ? मुखसे हरिका कीर्तन करो; कानोंसे उनकी क्षीतिं 
झुतो, नेत्रोंसे उन्हींका रूप देखो | इसीके लिये तो ये इच्धियों हैं । 
: ९४८-संसारका बोन्न सिरपर लछादे हुए दोड़नेम बड़े खुश 

हैं | अरे निज ! अपने संत्तारीपनपर---बैहकी तरह इस बोझके 
ढोनेपर इतना क्‍यों इतराता है ? 

६९९-परद्रव्य और परनारीका अमिलाष जहाँ हुआ वहीँपे 
भाग्यका हास आरम्म हुआ | 

६५०-परखी और परधन बड़े खोठे हैं | बड़े-बड़े इनके चक्रमे 
मठ्यिमिट 'हो गये | इन दोनोंकों छोड़ दे, तभी अन्त सुख पायेगा | 

६०१-राम और कृष्ण नाम सीघे-सीधे लो और उस छामः | 
रूपकों मनसे स्मरण करो | 

६०२-पेटमें अन्न न हो तो श्वज्ञारकी क्या शोमा £: 
प्रकार श्रीहरिके ग्रेम बिना कोई ज्ञान किसी कामका वहीं | 

६०१-श्रीहरि-गोविन्द नामकी धुन जब लग जायगी तब 
काया भी गोविन्द बन जायगी, भगवानसे को ३ दराव, कोई भेढर 
नहीं रह जायगा | मत आनन्दसे उछहने ढगेगा, नेत्रसि परम बे 
लगेगा | कीट शढ़ बनकर जैसे कीठछूपमें फिर भढग नहीं ए 
बैसे तुम भी मगवानूसे अलग नहीं रहोंगे | 

६०४-सकुचकर ऐसे छोटे क्यों वत्त गर्ग हों हा 

आचमन कर लो । पारण करके सं्तारसे हाथ थो दो | गेहेती 


हुई; अब. देर मत करो । 


संत-बाणी ८५ 


६५५-शात्र जिस चीजको छोड़ देनेकों कहे, उसे, चाहे 
वह राज्य ही क्‍यों न हो, तृणबत्‌ त्याग दे | शात्र जिसे ग्रहण 
करनेकी कहे, चाहे वह विष ही क्यों न हो, उसे जरूर ग्रहण करे | 
६०६-मार्गमें अन्चेके आगे जैसे आँखवाछा चलकर उसे 
रास्ता बताता है उसी तरह संत महापुरुष भी धर्मका आचरण करके 
जो भज्ञानी हैं उन्हें धर्मका तल बतलते हैं | 
६५७-संत पहाड़की चोटीपर खड़े होकर पुकार रहे हैं-- 
भगवान्‌की शरण छो, प्राणिमात्रमें उसीका भजन करो | गो, खर, 
गज, शान सबको समानरूपसे वन्दन करो | 
६५८ -जन्मके प्रसृइ्से ली-देहका जो स्पर्श हुआ सो हुआ, 
पर उसके बाद सग्यूण जीवनमें कमी वह स्पश ने हो---ऐसा 
जिसका कठिन बद्मचर्य है वही सच्चा बल्मवारी है | 
६५९-फिर चढो, फ़िर चलो रे जीव ! नहीं तो गोते खाओगे | 
मायानदीकी इस बाढ़में बह जाओगे। मवनदीका पानी, प्यारे ! 
बड़े वेगसे खींचता है और बड़े-बड़े तेराकोंकों उठाकर नीचे गिशाता 
है । संसार क्षणभ्ुर है, इसका कोई भरोसा नहीं । यह दुर्लभ 
नरतनु छूट जायगा तब पीछे पछताओगे | 
६६०-जो गये हुएका स्मरण नहीं करता, मिले हुएकी इच्छा 
नहीं एखता, अन्तःकरणमें मेरके समान अचछ रहता है, जिसका 
अन्तःकरण मैं-सेरा भूला रहता है वही निर्तर संन्यासी है | 
६६१-निरन्‍्तर सदम्यास करो, चित्तको परमपुरुषके मार्गमें 
लगा दो, फिर शरीर रहे चाहे जाय । 


<६ संत-बाणी 


६६२-अपनी पूज्यता अपनी आँखों न देखे, अपनी वीर) 
अपने कानों न सुने, ऐसा न करे जिससे छोग यह पहचान हें कि 
यह अप्रुक है | बृहस्पतिके समान सब्बक्षता श्रात् हो तो भी महिमा 
के मयसे अज्ञानियोंकी भाँति रहे ! अपना चातुर्य छिपाने, अक्ा 
महत्त्व बिस्तार दे और अपना बाबलापन छोगोंकों दिखावे । 

६६३-दुल्ती झाड़नेवाली गौ जैसे अपना दूध चुशती है 
वेश्या जैसे अपनी वयस्‌ चुराती है, कुल्वधधू जैसे अपने अं छिपती 
है वैसे ही अपना सत्कर्म छिपाओ । 

६६४-कमलपर भौरे जो पैर रखते है, बड़े हल्के रहते 
हैं, इस भयसे कि कहीं केसर कुचल न जाय । उसी ग्रकाए सर 
परमाणुबत्‌ जीव भरे हुए हैं. यह जानकर संतनहा्ा दयाइति- 
से धरतीपर बहुत ही हल्के पैर रखता है | वह समस्त प्राणियों 
नीचे अपना जी बिछाता है | 

. ६६०-ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे संत खमावत: पह न हे; 

और वह सह लेता है इसका उसे कोई स्मरण भी नहीं रहती | 

६६६-साधुके लिये अपना-पराया कुछ भी नहीं, सरे वि: 
से ही उसकी जान-पहचान है, बड़ा पुराना नती है । हवाकां 
चलना जैसे सीधा होता है वैसे ही उत्तका भाव संरढ होता है 
उसमें शझ्का या आकाह्ला नहीं होती । 

६६७-माँके पास जाते बच्चेको जैसे कोई सोच: 
होता, वैसे ही संतके लिये लोगोंको अपना मन देते कोई गक्का कीं 
होती | उसके लिये कोई कोना-अँता नहीं हुआ करता। उसकी 
दृषधिं कप नहीं होता) बोलमेमें सन्देह नहीं होता । दर्सी दद्धियों 


-सक्भोच कही 


संत-वाणी ८७ 


उसकी सरल, निम्प्रपश्न और निर्मल होती हैं और उसके पत्च 
ग्राणोंके स्तर आठें ग्रहर मुक्त रहते हैं | 

६६८-मभागते हुए मेघोंके साथ आकाश नहीं दौड़ता, वैसे 
ही संत पुरुषका मन चलते हुए शरीरके साथ नहीं चला करता, 
ध्रुव-जेसा छिर रहता है । 

६६९-समुद्रमें गुझ्माजल जेसे मिलकर भी मिलता रहता है 
बैसे ही संत पुरुष भगवस्तरूप होकर भी मगवानकों सर्वश् देकर 
भजता रहता है । 

६७०-जो तीर्थेमिं, पवित्र जलाशयोंके किनारे, सुन्दर तपोवनोंमें 
और गुह्ाओंमें रहना पसन्द करता है, एकान्तसे जिसकी अत्यन्त 
प्रीति होती और जनपदसे जिसका जी उऊबा हुआ होता है उसे 
ज्ञानकी मनुष्याकार मूर्ति ही जानो | 

६७१-पश्चतल्वोंकी देह बनी और फ़िर कमोंके गुणोंसे 
वंधकर जन्म-मच्युका चक्कर काट रही है | काठानलके कुण्ड यह 
मक्खनकी आहुति है । मक्खीका पंख हिलते-न-हिलते इसका काम 
तमाम हो जाता है । इस देहकी तो यह दशा है ! 

६७२-भगवान्‌ प्रेम, सुख और शान्तिके निकेतन हैं | प्रेम, 
सुख और शान्ति उनका खरूप ही है । 

६७३-शक्ति, बुद्धि, खतन्त्रता रहते दूसरोंकी देखा-देखी 
कल्याणकारी धर्ममार्गकी उपेक्षा करके सर्वधा अहितकर अधर्मके 
मार्गपर चलना अपनी ही आन्तरिक दुबंबताका थोतक है। 

६७४-कायेन, वाचा, मनसा अपने पास जो द्रव्य हो उसके 
द्वारा वैरी भी आते होकर आवे तो उसे बिमुख न जाने देना; वृक्ष 


८८ . संत-वाणी 


जैसे फूछ, फछ, छाया, मूल, पत्र सब कुछ जो कोई पथिक आ जाय) 
उसके सामने हाजिर करनेगें नहीं चूकता, वैसे ही ग्रपज्नानुतार 
श्रान्त पथिक कोई आ जाय तो अपने धन-धान्यादिके द्वारा उसके 
काम आना | इसका नाम है दान | 

६७५-दान सर्वस्न देना ही है, अपने लिये खर्च काना 
व्यर्थ गँवाना है | ओपि दूसरोंको फरढ देती है और खयं पूछ 
जाती है | उसी प्रकार हे बीर ! खरूपकी आपिके ढिये प्राग 
इन्द्रिय और गशरीरकों विप्तना ही तप है | 

६७६-अपने यगुणोंसे दूसरोंके दोष दूर करके उनकी ओर 
देखना चाहिये | 

६७७-सात्िक ज्ञान वही है जिसमें उस ज्ञानके साथ ज्ञात 
और ज्षेय हृदयमें एक हो जाते हैं । सूर्य जैसे अन्धकारकों नहीं 
देखता, नदियाँ समुद्को नहीं देखती, अपनी छाया अपनेसे अलग 
करके पकड़ी नहीं जाती वैसे ही जिस ज्ञानको शिवादिसे लेक 
तृणपर्यन्त अपनेसे मित्र नहीं दिखायी देते वह साजिक ज्ञान है, 
बही मोक्ष-रत्मीका भुवन है | 

६७८-अरे ! अदने-से राजाके साथ सोनेत्राढ्ी दासी भी 
राजाकी बराबरी करती है ! फिर मैं तो साक्षात्‌ विशे्वर हूँ | मेरे 
मिलनेपर मी जीव-म्यि ने छूटे ऐसा कैसे हो सकता है ! रस 
निपट झूठ कानमें भी न पड़ने दो | | 

६७९-दोनों दर्पण उठकर, एक दूसरेके पास आमने-सामने 
आ गये | अब बताइये कौन किसको देख रहा है: 


02% 2 शी 5296 


रण 


संत्त-चाणी न 


६८ ०-हौएसे डरना बचपनमें होता है| पर जो दस्चे देती 
उनके लिये होआ क्या ? वैसे ही मृथ्युका भी कौन माने ; 


जग के >त जाने ५ 


अग्निर्मे डालकर हाथ हट जाता हैं | गीत आनन्द पाकर मद हो 
जाता है । वैसे ही सत्‌-चित्‌-आनन्द-पद द्रशकों दिखाकर ई:न 
हा जाते है| 

६८२-भगवानके द्वारपर पठ्मर तो खड़े रहो | 

६८३-चारों वेद, छहों शात्र, अठारहों पुराण हरिकि ह 
गीत गाते हैं | ह 

६८४-दिन-तात प्रपश्चके लिये इतना कष्ट करते हो ' 
भगवानको क्‍यों नहीं भजते ? 

६८८-जप, तप, कर्म, धर्म, हरिके बिना सब श्रम व्य हैं | 

६८६-हँरि, हरि; हरि ! जिसकी वाणी यह मन्त्र जपती है 
उसे मोक्ष मिलता है । 

६८७-शा्रका प्रमाण है, श्रुतिका क्चन है कि-..'नारायणए 
ही सब जपोंका सार है | 

६८८-भाव मत छोड़ । सन्देह छोड़ दे; गला फाइकर ग॒म- 
कृष्णको पुकार | 


६८९-शक नामका ही तत्त मनसे दृढ़ धर ले | हरि तुझपर 
करुणा करंगे । । 

९०-'राम-क्ृष्ण-गोविन्द! नाम सरल है। गहद होकर 
वाणीसे इसका पहले जप कर | 


हि : संत-बाणी 

६९१ -नामते बढ़कर कोई तल नहीं है ! व्यर्थ और एस्लोे 
मत भठ्क | | 

६९२-हरिके बिना यह साश संसार झूठा व्यकहहर है, व्यपका 
आना-जाना है | 

६९१३-नाम-मल-जपसे कोटि पाप नष्ट होगा | कणवामका 
सड्ूत्प पकड़े रह | 

६९४-निल्तर हरिका ध्यान करनेसे सब कर्मोंके बन्थन कट 
जाते हैं। राम-क्ृष्ण-नाम-उच्चारणसे सब दोष दिगन्तमें भाग जाते हैं । 

६९५-है गोपाल ! है हरि | जाज़यजीवन | यह मत तेरे 
दी ध्यानमें छा जाय, एक क्षण भी खाली व जाय । 

६९६-तन-मन तेरे ही चरणोंगें शरणाल्डडत किये हैं । 
'क्मिणीदेविवर मेरे बाप हैं | में और कुछ नहीं जानता । 

६९७-हरि आदियें है, हरि अन्तर है, हरि सब मूतीमे 
पक है | हरहिकों आनो, हरिकों बातो, वही मेरे माँ-आप है । 

६९८-हृदयमें मगवावके निशाकार हृपका अत मेरे 
बदु-छीलाका दर्शन और जीमसे शम-नामका जप | इतना हो 


के तो फिर और करना ही क्या रहा : । 
६९९-श्रीरामके नामका सरणे करो! यह सक्कीवनी ओपपि है | 


७००-जिसकी कह गति नहीं उप्तके ढिये एकत्र 


हनन राम-नाम है। 
७०१-अहख-अठ्ख क्या बता फिरता है; एक सीधा 


केका मार्ग श्रीरमताम जप | 


संत-वाणी ९१ 


७०२-अनेक जन्मोंकी बिगड़ी हुई आज अभी छुधर जाय 
यदि तू बुरी संगति छोड़कर श्रीरामका होकर श्रीराम-नामका जप 
करने लगे | 


७०३-राम-नाम-स्मरण करनेसे सब सिद्धियाँ हाथ आ जाती 
हैं और प्रत्येक पगपर परम आनन्द प्राप्त होता है। 


७०४-रामका मुझे सहारा हो, रामका बल हो, राम-नाममें 
विश्वास हो और आनन्द-मड्रलके साथ में श्रीरामनामका स्मरण 
करूँ । छोक और परछोकका बनानेवाल्य श्रीरामनाम ही हैं | 

७०७०-श्रीरामका स्मरण करते ही जो हृदय प्रेमसे पिधल 
नहीं उठता वह फट जाय; जिन नेत्रोंमें आँसू नहीं आते वे फूट 
जाये और जो शरीर पुरुकित नहीं होता वह जल जाय । 

७०६-हरिका छुयश सुनकर जिन नेत्रोंमें प्रेमके आँसू छलक 
न आवे उनमें तो मुट्टठीमर धूछ डाल देनी चाहिये । 

७०७- हे मन ! सबसे फीका हो,केवल श्रीहरिसे ही सरस रह । 

७०८-अब तुझे पाकर औरोंके सामने हाथ क्या पसारूँ ! 
प्रभुका होकर जगतूसे अब क्या याचना ? 

७०९-जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्‍्तोष और श्रीहरि-चरणों- 
में प्रीति । बस, इसके आगे छुख है कया वस्तु ! 

७१ ०-अपने निर्वाहके लिये जो चिन्ता अथवा ग्रपन्न नहीं 
करता वही सच्चा विश्वासी है । 

७! १-जिसका मन पवित्र नहीं उसका कोई काम पवित्र 
नहीं होता | 


ण्२ संत-चाणी 


७१०--जो ऑमें ईश्वरकी तावेदारीमें रहना भला नहीं मानती 
उनका तो $ठ5 जाना ही अच्छा हैं | जो जीम इश्वरकी चर्चा नहीं 
करती वह गूँगी ही रहे तो अच्छा | जो कान सत्य नहीं छुनते वे 
वहरे ही रह जायेँ तो अच्छा और जो तन ईश्वर्क़्ी सेवामें नहीं 
टगता उसका ने रहना हों अच्छा हैं | 
७१३-जन्मके पहले तू ईश्वका जितना प्यारा था उतना ही 
पृत्युपयन्त बना रहे ऐसा आचरण कर । | 
७१ 2-धन-दोछ्त कमानेके पीछे क्यों पड़े हुए हो ? तुम्हारी 
जरूरियातोंकों पूरा करने और तुम्हारी देखभाल रखनेका सारा भार 
तो उस ईश्ववने ही ले रक्‍्खा है | यदि उसका भरोसा करोंगे तो 
सत्र तरहसे शान्ति और छुख पाओगे | 
७?५-जो इस नाझवान्‌ संसारमें आसक्त नहीं है वही अनुभव: 
“& शानी ऋषि है | तल्लीन होकर ईश्वरका गुण गाना, मत्त होकर संगीत 
छुनना और प्रभुकी अधीनता मानकर काम करना ही संतका धरम है| 
७१६-प्रायश्रित्तकी तीन सीढ़ियाँ हैं---आत्मालानि, दूसरी 
बार पाप न करनेका निश्चय और आक्षशुद्धि । 
७१७-प्रमुके मार्गमे प्राणतक देनेकी तेयारी न हो तो उसके 
प्रति ग्रेम है ऐसा मानना ही नहीं चाहिये |. ] 
७१ ८-इश्वरमें निमगन होनेमें ही अपने मनका नाश है | 
७१९--अन्तःकरणम उप जा हुआ इश्वर-दशनका एक कण 
जितना उत्साह भी खर्गके छाखों मन्दिरोंगे जानेकी मिठारासो भा 


अधिक मी है | 


संत-वाणी श्र 


७२ ०-सच्चा संत जब बाहरसे चुपचाप होता है तब वह 
भीतर-ही-भीतर ईश्वरसे बात करता रहता हैं और जब उसके नेत्र मुँदे होते 
हैं तब वह इंश्वरकी महिमा अथवा उसके खरूपको देखता रहता हैं | 

७२१-मले ही तुम पेंदल चलते रहो; परन्तु मनपर तो 
सवारी गाँठे ही रहना | 

७२२-ईश्वरको जानकर भी उससे प्रेम न करना असम्भव 
है | जो पस्चिय प्रेमशून्य है वह परिचय ही नहीं । 

७२३-ईश्वर जिसपर खुश होता है उसे नदीकी-सी दानशीछता, 
सूर्यकी-ती उद्ारता और प्रथ्वीकी-सी सहनशीलता प्रदान करता है | 

७२४-ये सब वाद-विवाद, शब्दाडम्बर और अहंता-ममता 
तो परदेके बाहरकी बातें हैं | परदेके भीतर तो नीखता, खिरता, 
शान्ति और आनन्द व्याप्त है | 


2७ 4 


७२५-साधनाके लिये जो कुछ करना पड़े सब करना परन्तु 
उसमें भी ग्रभुक्पाका प्रताप ही समझना, अपना पुरुषार्थ नहीं । 

७२ ६-जो इंश्वरके नजदीक आ गया उप्ते किस बातकी कमी ! 
सभी पदार्थ और सारी सम्पत्ति उसीकी ही है, क्योंकि उसका 
परमग्रिय सखा सर्वव्यापी और सारी सम्पत्तिका खामी है | 

७२७-जो अपना परिचय इश्वर-ज्ञानी कहकर देता है, वह 
मिथ्याभिमानी है| । जो यह कहता है कि मैं उसे नहीं जानता, 
वही बुद्धिमान्‌ है | 

७२८-सारी दुनिया तुझे अपना ऐश्वय और : ';ल भी 
सौंप देतो तू छूछ न जाना और सारी दुनियाकी गरीबी... होगी 


8 संत-चाणी 


७१२--जो आँखें इश्वरकी तावेदारीमें रहना मरा: नहीं मानती 
उनका तो कट जाना ही अच्छा है | जो जीम ईश्वरकी चर्चा नहीं 
करती वह यूँगी ही रहे तो अच्छा | जो कान सत्य नहीं सुनते वे 
बहरे ही रह जाये तो अच्छा और जो तन ईश्वरकी सेवामें नहीं 
लगता उसका न रहना ही अच्छा है | ह 

७१३-जन्मके पहले तू ईश्वरका जितता प्यारा था उतना ही 
मृत्युपयन्त बना रहे ऐसा आचरण कर | 

७१ ४-धन-दोलत कमनेके पीछे क्‍यों पड़े हुए हो ! तुम्हारी 
जरूरियातोंको पूरा करने और तुम्हारी देखभाक रखनेका सादा मार 
तो उस ईश्वरनें ही ले रक्खा है | यदि उप्तका मरोसा करोगे तो 
सब तरहसे शान्ति और छुख पाओगे | 

७१५-जो इस नाशवान्‌ संसारमें आसक्त नहीं है वही अतुभव- 
सिद्ध ज्ञानी ऋषि है। तछीन होकर ईश्वरका गुण गाना, मत्त होकर संगीत 
छुनना और प्रमुकी अधीनता मानकर काम करना ही संतका धर्म है। 

७१ ६-प्रायश्रित्तकी तीन सीढ़ियाँ हैं---आत्मग्लानि, दूसरी 
बार पाप न करनेका निश्चय और आक्षश॒द्धि | 

७१ ७-प्रभुके मार्ग प्राणतक देनेकी तैयारी न हो तो उसके 
प्रति ग्रेम है ऐसा मानना ही नहीं चाहिय॑ 

७१ ८-ईशवरमें निमन होनेमें ही अपने मनका नाथ है । 


७१९-अन्त;करणम उपजा हुआ इश्र-दशनका एक कण 


जितना उत्प्ें भी खगके लाखों मन्दिराम जानिकों मिठास भे। 


अधिक मीठा हैं । 


संत-बाणी श्र 


७२०-सतच्चा संत जब बाहरसे चुपचाप होता हैं तब वह 
भीतर-ही-मीतर इश्वरसे वात करता रहता है. और जब उसके नेत्र मुँद्र होते 
हैं तव वह इंश्वरकी महिमा अथवा उसके खूपकों देखता रहना हैं । 

७२१-भरलें ही तुम पेदल चलते रहों। परन्तु मनपर तो 
सवारी गाँठे ही रहना । 

७२२-ईश्वरको जानकर भी उससे ग्रेम न करना असम्भव 
है | जो पर्चिय ग्रेमशून्य है वह परिचय ही नहीं । 

७२३-इश्वर जिसपर खुश होता है उसे नदीकी-सी दानभीछ्ता, 
सूर्यकी-सी उदारता और प्ृथ्वीकी-सी सहनशीलता प्रदान करता है | 

७२४-ये सब वाद-बिवाद, शब्दाडम्बर और अहंता-ममता 
तो परदेके बाहरकी बातें हैं । परदेके भीतर तो नीखता, थिरता, 
शान्ति और आनन्द व्याप्त है | 

७२५-साधनाके ढिये जो कुछ करना पड़े सव करना परन्तु 
उसमें भी ग्रभुझ्पाका प्रताप ही समझना, अपना पुरुषार्थ नहीं | 

७२६-जो ईश्वरके नजदीक आ गया उप्ते किस बातकी कमी ! 
सभी पदार्थ और सारी सम्पत्ति उसीकी ही है, क्योंकि उसका 
परमप्रिय सखा सबंब्यापी और सारी सम्पत्तिका खामी है | - 

७२७-जो अपना परिचय इश्वर-ज्ञानी कहकर देता है, वह 
मिथ्यामिमानी है |। जो यह कहता है कि मैं उसे नहीं जानता, 
वही बुद्धिमान्‌ है | 

७२८-सारी दुनिया तुझे अपना ऐश्वर्थ और खामित्व भी 
सौंप देतो त्‌ छूछ न जाना ओर सारी दुनियाकी गरीबी भी तेरे हिस्सेमें 


का संत-बाणी 


आ जाय तो उससे नाराज न होना । चाहे जैसी हाब्त हो, एक 
उप्त प्रभुका काम बजानेका ध्यान रखना । 

७२०-जो मनुष्य लोकिक छाल्साके वहामें होकर ऋषि- 
मुनिर्येकि हृदयश्थ हरिकी आवाजकी अवगणना करता है उसे तो 
ग्लानिका कफ़न ओढ़कर अपमानकी श्शान-भूमिमे ही जख्ता पढ़ता 
है । और जो इद्धियों और भोगेष्छाकों दुर्बल बनाकर लौविक 
पदार्थोस्े दूर रहता है वह सत्य, छुख, शाम्तिकी चादर ओोढ़क 
सम्मानकी भूमिमें, खय॑ श्रीह़रिकी गोदमें सो जाता है ! 

७३ ०-ईश्वरको जाननेवालेका हृदय निर्मल काँचकी हॉडमे 
जल्ते हुए दीपकके समान है | उसका प्रकाश सर्वत्र फैलता है | 
खुद उसे तो फिर डर ही कैसा £ 

७३ १-इन असंख्य तारों और नमोमण्डडके सिरजनहारकी 
नजर व्‌ जहाँ कहीं भी होगा वहीं रहेगी--ऐसा विचारकर सदष- 
: सर्बदा सावधान और पवित्र रहना | 

७३२-किन-किन बातोंसे ईश्वरकी आरति होती है : गूँगे बहरे 
और अन्वेपनसे । अभ्ुके सिवा न कुछ बोले, न छुनो और न देखी | 

७३३-मलुष्यका सच्चा कर्तव्य क्या है ! इश्वसके सिवा किती 
दूसरी चीजसे औति न जोड़ना | ३ 

७३ ४-ईअरके मजन-पूजनमें जो दुनियाकी सारी चीजोंकी मूल 
जाता है उसे समी चीजोंमें शधर-ही-ईशवर दिखायी देने लगता है । 

3३०५-सभी हांल्तोंमें अनु और प्रभुभक्तोंका दास दीकर 


रहना ही अन्‍य और एकनिष्ट भक्ति करना है । 


संत-चाणी १५ 


७३६-अपने प्यारेके श्रवण, मनन, कीत॑न आदिम जो 
बाधाएँ हैं उन्हें दूर करना सच्चे प्रभु-प्रमका चंद्र है | 

७३७-भीतरसे प्रभुकी गाढ़ भक्ति करना; किन्‍न्‌ बाहरसे 
उसे प्रकट न होने देना साधुताका मुख्य चिह्द है । 

७३८-ईबरकी उपासनामें मनुष्य ज्यो-ज्यों इच्ता जाता 
है, व्यो-त्यों प्रमुदगनके लिये उसकी आतुरता बढ़ती जाती है । 
यदि एक पलके लिये मी उस प्रभुका साक्षात्कार हो जाता है तो 
वह उस स्थितिकी अधिकाधिक इच्छामें छीन हो जाता है । 

७३९-जो साधक हजारों भुवनोंकी दौल्तके भी छुभाये 
न लुभा, वही ईख़रके बारेमे बात करने छायक है | 

७४०-जो मनकी मल्नितासे रहित, दुनियाके जंजालुसे 
मुक्त और लौकिक तृष्णासे विमुख है वही सच्चा संत है । 

७४१-जिस किसीने साधु पुरुषोंका सहवास किया है 
बही ईखरको पा सका है 

७४२-जब मेरी जीभ अद्वितीय इश्वरकी महिमा और 
गुण गाने लगी तब मैंने देखा भूलोक और ख्रगलोक मेरी प्रदक्षिणा 
कर रहे हैं | हाँ लोग इसे देख नहीं पाये । 

७४३-ईश्वरकों पानेके ढिये जिसका हृदय तरस रहा है 
उसीका जन्म धन्य है, उसीकी माता धन्य है| कारण, उसका 
सर्व तो उस ईश्वरमें समाया हुआ है । 

७४४-जो मनुष्य इश्वर्में लीन रहता है और सुनने तथा 
देखने लायक उसीको समझता है, उसने सब कुछ छुन लिया है, 
देख लिया है और जान लिया है | 


जा संत-बाणी 


४००-भअगर तुम दुनियाकी 'खोजमें जाओगे तो दुनिया तुपपा 
चढ़ अंठगी, उससे विमुख होओगे तब ही उसे पार कर सकोगे | 

०७०३-फकीर वह हैं जिसे आज और कर--किसी दिनकी 
परव्रा नहीं, जो अपने और प्रभके सम्बन्धके आगे लोक और 
परढक दोनोंकों तच्छ समझता हैं | 

७४७-विना अश्वरका नाम लिये कोई भी बात विचाले 
अथवा करनेसे बड़ी विपत्तिका सामना करना पड़ता है | 

७०८-जों प्रभुक्कों पाता है वह अपने रूपमें न रहकर पके 


रूपमें समा जाता है । 

७४९-मुँह बंद रखो | ईश्वस्के सिवा दूसरी बात ही मत 
करों | मनमें भी इसके सिर और किसी बातका चिन्तन 
करो । इच्दियों और अपने कार्योके द्वारा वैसे ही काम करो जिनसे 
ईश्वर खुश हो । 

७००-एकान्तमं ग्रभुके साथ बैठनेवालेका लक्षण है संसार 
की सत्र वस्तुओं और दूसरे सत्र मनुष्योंकी अपेक्षा प्रभुहीकी 
अधिक प्यार करना | 

७७१-जो छोटे-छोटे प्राणियोंसे प्यार नहीं कर सकी वह 
ईश्वरसे क्या प्यार करेगा | मर 

७०२-संतों और भक्तोंकी सेवा करना; उनके उपर 
का अबण करना, उनके संग रहता और उनके आचरणोंका भबुकाण 
सुख आह ऋनेंका एकमात्र उपाय है । 


करना यही सं बा 
हु हैं ओर उनके चरण 


७०३-भगवान्‌ नारायण ही सर्वोर्पोर' 


संत-वाणी ०७ 


अपनेको सवेतोभावेन समर्पित कर देना हो कल्याणका एकमात्र उपाय है । 

७०४-यदि माता खीज्नकर बच्चेको अपनी गोदसे उतार भी 
देती है तो भी बच्चा उसीमें अपनी छो छगाये रूता है और उसको 
याद करके रोता-चिल्छाता और छठ्पयता है | उसी प्रकार है नाय ! 
तुम चाहे मेरी कितनी उपेक्षा करो और मेरे दुःखोंकी ओर ध्यान 
न भी दो तो भी मैं तुम्हारे चरणोंको छोड़कर और कहीं नहीं जा 
सकता । तुम्हारे चरणोंके सिवा मेरे लिये कोई गति ही नहीं । 

७५५--यदि पति अपनी पतित्रता ढ्वीका सबके साममे 
तिरस्कार भी करे तो भी वह उसका परित्याग नहीं कर सकती | 
इसी प्रकार चहे तुम्र मुझे कितना ही दुतकाए में तुम्हारे अभय- 
चरणोंकी छोड़कर अन्यत्र कहीं जानेकी वात भी नहीं सोच सकता | 
तुम चाहे मेरी ओर आँखें उतकर भी न देखो मुझे तो केवल 
तुम्हारा और तुम्हारी कृपाका ही अवरम्न है | 


७०६-तुख्हारे चरणोंको छोड़कर मैं जाऊँ भी वहाँ ? मेरे 
लिये और आश्रय ही क्या है ! तुम चाहे मेरे क्शेंका निवारण 
न करो मेरा हृदय तो तुम्हारी ही दयासे द्रवीभूत होगा | 
७०७-बादल चाहे किसानको भूल जाय, परन्तु किसान 
तो सदा निर्निमेष दृष्टिसे बादलकी ओर ही ताकता रहता है । इसी 
प्रकार है नाथ ! मेरी अमिराषाके एकमात्र विध्य तुम ही हो । 
जो तुम्हें चाहता है उसे त्रिभुवनकी सम्पत्तिसे कोई मतलब नहीं | 
७५८-जिसका चित्त अखिल सौन्दर्यके भण्डार भगवान्‌ 
नारायणके चरणकमलोंका चब्चरीक बन चुका है वह क्या एक 
सं० बा० ७--- 


5५ संत-वाणी 


नागके रूपपर आप्तक्त हो सकता है! जबतक जगतके कि 
भी पदार्यम आसक्ति है तबतक ग्रमुचरणोंमे प्रीति कहाँ ! 

७०९-े प्रभों | अब ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी वाणी केवह 
तुम्हारा ही गुणगान करे, मेरे हाथ तुख्हारे ही पैर पढोट, मे! 
मस्तक तुम्हारे ही चरणोमे झक्े, मेरे नेत्र सर्वत्र तुम्हारे ही रा 
करें, मेरे कान तुम्हारे ही गुणोंका अवण करें, मेरे चित्तके दरार 
तुम्हारा ही चिन्तन हो और मेरे हृदयको तुम्हारा ही सर्श प्रात हो। 

७६०-क्षिसी जंगली हरिनको पॉँसानेके ढिये पालतू हरि: 
की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार मंगवान्‌ नारायण भी भक्तोंके 
द्वारा ही संसारापक्त जीवोंका उद्धार करते हैं । 

७६ १-जो आदमी अपना साय संसार और अपने जीवनको 
प्रभुके अर्पग नहीं कर देता, वह दुनियाके इस भबानक जंगल्को 
पार कर ही नहीं सकता । 

७६२-इखरका स्मरण करो तो ऐसा कि फिर दूसरी वीं 


उप्ते याद ही न करना पड़े । 
७६३-हरीर, वाणी, मन तीनों मेरे नहीं। उन्हें तो मे 
ईज्रको सौंप चुका हूँ। मेरा न लोक है, न परलोक । दोगोंकी 
जगह हैं परमेश्वर | 
७६४-अपने सब काम भूठकर सदा इक सर 
करते रहो । कि 
७६०-अगर उस करुणासागरक्की करुणाकी एक हूँ भ 
तुमपर गिर जाय, तो दुनियामें किसीसे कुछ भी माँगनेकी तुरहे 


जरूरत नहीं रह जावगी । 


संत-वाणी ९० 


ही 


७६६-बस, यही करना है कि हम केवठ भगवानपर निर्भर 
करना सीख छे, अपना सब कुछ उन्हें सौपकर उनके हाथकी 
कठपुतढी बन जायें | वे जब, जो, जेसे करें--उसीमें हमे भाननद- 
का अनुभव हो | 

७६७-भगवदाअ्रय और भगवन्नामसे पा्पोका सम नाश हों 
' जाता है, यह निश्चित है । 

७६८-मनुप्यके किसी भी प्रयललसे मगवानूकी प्राप्ति असम्भव 
ही है | प्रभुकी प्राप्तिका एकमात्र मार्ग प्रेम ही है । यह प्रेम शुद्ध, 
साखिक और निष्काम होना चाहिये । 

७६९-ईश्वर आनन्दमय हैं, वे लीआ-रस-बिस्तारके लिये ही 
सृष्टिरचना करते हैं| इस सृष्ठिमें उतका अपना कोई खार्थ नहीं 
है । अनादिकालसे विलग हुए जीवोंपर अमुप्रह करनेके हिये ही 
उनके द्वारा सृश्लिलाका सूत्रपात होता है | 

७७०-परमात्माके दर्शनमें ढीन होकर उसका सरण करना 
भी भूल जाओ, यही उँचा-से-ऊँचा स्मरण है । 

७७१-सारे संसारका एक ग्रास बनाकर भी यदि बाल्यके 
मुँहमें दे दिया जाय तो भी वह भूखा ही रहेगा | जिसका मन 
खान-पान और गहने-कपड़ेमें ही बसा है उसकी स्थिति पशुसे थी 
गयी-बीती है । 

७७२-दुनियाकी सारी चीजोंसे मुँह मोडकर एकमात्र प्रभुकी 
ओर हुग जाओ । इस दुनियाकों आज नहीं तो कल छोड़ना ही है | 

७७३-खर अपने भक्तसे बार-बार कहता है कि त्‌ दुनियासे 
विमुख हो जा और मेरी ओर आ। और कुछ चाहे जितना करता 


5३ 8 और 3३३ 


रह, पर याद रख, बिना मेरी ओर आये तुझे सच्ची शान्ति और 
छुख पिलनेका ही नहीं | इसीलिये पूछता हूँ---कबतक व्‌ मुझसे 
भागता फिरेगा, कबतक मुझसे विमुख रहेगा 

७७४-पहनने-ओढ़नेमें स्तादगीका खयाल रखना | शौकीरी- 
की पोशाक और आउम्बरसे परे ही रहना ! 

७७०-भक्त ज्यों ही प्रमुका सर्वभावसे आश्रय लेता है तो ही 
परमेश्वर उसकी रक्षा, योगक्षेमका सारा भार अपने हाथमें छे लेते हैं| 

७७६-ईखरपर सतत दृष्टि रखना ही ईक्वरीय ज्ञानका फछ है। 

७७७-पूरे जागे हुए मनका यही अर्थ है कि इख़रके सिवा 
दूसरी किप्ती चीजपर चले ही नहीं | जो मन हरिकी प्रीतिमें हब 
गया फिर उसे दूसरे किसीकी क्‍या जरूरत ! 

७७८-जैसे मलसे धोनेपर भरत दूर नहीं होता, वैसे ही भोग- 
ग्राप्ति-जनित छुखसे भोगकी अग्रापिजनित दुःख नहीं मिट सकता । 
कीचड़से कीचड़ धुढता नहीं वरं और भी बढ़ता है | 

७७९-हे प्रभो ! आपके सिवा मेरा कोई नहीं | आप मेरे 
हैं तो फिर सब कुछ मेरा है। मुझे अपनेसे जरा भी भ्ग न 
करिये | मेरे सामने अपने सिवा और किसीको न आने दें । 

७८०-मनुष्यका सच्चा कर्तव्य क्या है ? ईख़रके सिवा कि 
दूसरी चीजसे प्रीति न जोड़ना | 

७८१-विधि-विधानके सारे जालको ढिन्‍्न-मिन्‍न करके मत, 
बुद्धि, चित्त और प्राणको प्रगुमें एकनिष्ठ होकर अर्पित करे | 

७८२-संसारके समस्त राग-द्वेषकों मिलकर मु प्र 
और हृदयकी सच्ची प्रार्थनाकी साधना करे | 


संत-वाणी १०१ 


७८३-किसी भी लैकिक अथवा पारढोकिक पढदार्थको 
प्रमुसे न जाँचो | वह तुम्हारी आवश्यकताको तुम्हारी अपेक्षा 
अधिक जानता है और तुम्हें जब जिस वस्तुकी आवश्यकता होगी 
बह दयालु प्रभु पहुँचा देगा | तुम्हाता बस एक काम है-चारों 
ओरसे चित्तको समेट्कर प्रभुके चरणोंमें बसा दो | 

७८४-ज्ञानी, तपली, शूर, कबि, पण्डित, गुणी--कौन 
है इस संसारमें जिसे मोहने भरमाया नहीं, कामने नचाया नहीं; 
यह जगत्‌ तो काजढकी कोठ्री है, कलंकसे वचनेका बस, एक ही 
उपाय है भगवानूका सतत स्मरण | 

७८५-जिस पापके आस्म्ममें ईख़रका भय और अम्तं 
इंखरसे याचना होती है, वह पाप भी साधकको सिरे समीप छे 
जाता है; किन्तु जिस तपश्चर्यके आस्म्भमें अहंभाव और अन्त 
अभिम्ान ह्वोता है वह तप भी तपखीकों रवरसे दूर ले जाता है | 

७८६-अहंक/री साधककी 'साधक' नहीं कहा जा सकता, 
वह तो महा अपराधी है; परल्तु प्रभुकी प्रार्थथा करनेवाल एक 
पापी भी 'साधकः है | 

७८७-बिना पश्चात्तापके सच्ची साधनाका आरम्म नहीं 
होता । इसीडिये इवरसाधनाका पूर्व अंग है पश्चात्ताप | स्वस्मरण- 
के समय तो पश्चात्तापके विचारोंको भी दूर कर देना चाहिये 
जिससे सब इृष्ट वस्तुओंका खाने एक ईख़र प्रहण कर ले | 

७८८-जिस समय छोग उन्मत्तर और “मस्त? कहकर मेरी 
निन्‍्दा करेंगे तभी मेरे मनमें गूढ़ तक्ततज्ञानका उदय होगा । 


!0८ ४ 
हट संत-बाणी 


७८०-सहनशीर ऋषि और कृत धनवान श्रेष्ठ कौन 
महनद्ील क्रषि | धनत्रान्‌ चाहे जितना भला हो, पर उसका # 
ठहर हित ख़ता है; किन्तु एक ऋषिका हृदय तो लगा रत 
अपने प्रभुमें | ह 

७२०-जों महुष्य जीवन-नि्वाहके लिये नीतिपूरवक व्ययहा 
करता है वह भी शविरकी महिमाको समझता है, परन्तु जो मतुण बल 
हिये ही जीवन-निर्वाह करता है वह तो ईश्वर प्राप्त करता है | 

७०९१-तुम ग्रभुको तो जानते हो व? तो अब तुध और 
कुछ भी न जानो तो कोई हानि नहीं । ईश्वर त॒म्हें जानता है न! 
तो अब कोई दूसरा तुम्हें नहीं जाने तो कोई हानि नहीं | 

७९२-जो मलुष्य ईश्वरको छोड़कर दूसरेसे स्नेह करता है 
बह क्या कभी छुखी हो सकता है : 

७९ ३--जब्तक ममल है तमीतक दुःख है । जहाँ ममल ह 
हुआ कि सब अपना-ही-अपना है। आसक्ति छोड़कर व्यवहार करो | 
धन, ही तथा कुट्म्बियोमे अपनेपनके भावकों भुखकर व्यवहार को | 

७९ ४-परपुरुषसे सम्बन्ध रखनेवाडी री बाहरते परके 
कार्यों व्यस्त रहकर भी भीतर-ही-मीतर उस नूतन जारसइ्मछर्ी 
ससायनका ही आखादन करती रहती है | इसी अकार बाहरसे तो 
' तुम रॉजक्रार्योकों भरे ही करते रहो; किन्तु हंदयसे सदा उन्हीं 
हृदयरमगके साथ क्रीडा-विहार करो 

७९५-जो लियोंके दाव-भाव और कयक्षेसे पर: नहीँ 
होता, जिसके चित्तको क्रोषरूपी अग्नि सस्तोप नहीं पहुँचा सर्की 


और जिसे अचुर विधयलषोभहूपी वाण बिद्ध नहीं कर सकतें। वर्ग 


संत-बाणी १०३ 


जिसकी दृष्टिम संसारी सभी भोग तृणके समान हैं वह सरीर 
महापुरुष इस सम्पूर्ण त्रिलोकीकों बात-की-बातमें जीत सकता है | 

७९६-सर्वोत्तम सिद्धान्त तो यह है कि घरका पूर्ण रीतिये 
पत्याग ही कर देना चाहिये; किन्तु यदि घरकों पूर्णतीत्या त्याग 
करनेका सामथ्य न हो तो धरमें रहकर सब कार्य श्रीकृष्णके ही 
निमित्त---उनके ग्रीत्यय ही करे; क्योंकि श्रीकृष्ण सभी प्रकारके 
अनर्थोकी मोचन करनेवाले हैं । 

७९७-संग किसीका करना ही न चाहिये। सभी प्रकारके 
संगोंका एकदम परितयाग कर देना चाहिये; किन्तु यदि सब 
प्रकारके संगोंका परित्याग करनेमें समर्थ न हो सके तो सजन और 
संत-महाक्षाओंका ही संग करना चाहिये; क्योंकि संगसे जो काम 
उद्यन्न होता है उसकी ओषधि संत ही हैं । 

७९ ८-भगवत्सेवामें जो अनुकूछ पड़े उसीका चिन्तन करना 
और जो भगवत्तच्ोंमे विधातक हों उनका सर्वथा त्याग काना | 

७९९-जिस प्रकार पतित्रता ब्रीको इस बातका पूर्ण विश्वास 
होता है कि जिसने मेरा एक बार अग्निके सम्मुख पाणिग्रहण किया 
है वह मेरी अव्य ही रक्षा करेगा, उसी प्रकार श्रीकृषणपर भरोसा 
रखना कि वे हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे | 

८००-भंगवानको आत्मनिवेदन करनेपर उनके प्रति भारी 
दीनता रखना | ह 

८०१-छयाकों छोड़कर असली आनन्‍्दकों खोजो, तुम्हें 
शान्ति मिलेगी | ' 


१०४ संत-चाणी 


८०२-जत्र हृद्यमें किसीसे कुछ लेनेकी द्च्छा ही नहीं त्‌ 
नेता ही धनी वेसा ही गरीब | - 

८०३-क्षीर्ति तो पतिता है, एुंश्वी नहीं है | उसे ते 
एक ही पुरुष श्रीहरिको बरण कर लिया है, इसलिये तुम उसकी 
आशाको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो | 

८० ४-भक्तिमार्गकी ओर बढ़नेवाले साधकको कामिनी, काथन 

और कीततिके स्वरूप पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पुत्र, परिवार भादि जो यवत 
प्रेमपदार्थ हैं उनका पत्याग करके तब इस पथकी भोर अमर 
होना 'चाहिये । 

८०५-मिसके हृदयमें सच्ची श्रीकृणभक्ति है उससे बढ़कर श्र 
कोई हो ही नहीं सकता। ओप्ठपनेकी यही पराकाप्ठा है । 

८०६-आ्रवण, कीर्तन ही अभु्रेमआपिका मुख्य उप है 
और सब उपाय तथा आश्रयोंका पत्याग करके श्रीहरिकी ही 
शरण लेनी चाहिये | 

८०७-गज्ञाकी धाराकी तरह मनकी गति श्रीहरिकी ही ओर 
बहती रहे | फिर श्रीकृष्ण दूर नहीं रहते | वे तो आका 
हिपट जाते हैं | यही तो उनकी भक्तक्‍्सल्ता है | 

८०८-साधु-महात्मा-संत तया भगवड्क्तोंके चरणों ई 
अतुशग रखो । वे कैसे भी हों उनकी निन्‍्दा कमी मत करो | सबको 
इसबुद्विते नम्र होकर प्रणाम करो | तुम्हारा कल्प होगा । 

८०९-अीकष्ण-कण रठिये और इन्दावनमे बसिये | 


इसीमें परम कल्याण है । 


संत-चाणी १०५ 

८१ ०-चैराग्य होनेपर मान-प्रतिष्ठा, इन्द्रियस्वाद और छोक- 
लाजकी परव्रा ही नहीं रहती | 

८११-त्यागी होकर भी जो परमुजापेक्षी बना रहता है वह 
तो कुक्कुरके समान है | 

८१२-त्यागीको अपनी बृृत्ति सदा स्वतन्त्र रखनी चाहिये | 
मिक्षा मॉँगकर खाना ही उसके लिये परम भूषण है | 

८१३-जो त्यागी होकर अपनी जिह्ाकों वशमें नहीं कर 
सकता, घर छोड़ेनेपर भी जिसे मिक्षाका सझ्लोच है, वह तो 
इन्द्रियोंका गुम है । परमार्यका पथ उससे बहुत दूर है | 

८१४-विरागीको निरन्तर नाम-जप करते रहना चाहिये | 

८१५-समयपर रुखा-सूखा जो भी भिक्षामें ग्राप्त हो जाय; 
उसीपर निर्वाह करके केवल कृष्णकथाकीतनके निमित्त इस शरीरको 
धारण किये रहना चाहिये | 

८१६-सभी शाल्रोंका सार यही है कि श्रीकृष्णकीतन और 
नामस्मरणही संसारमे सुखका सर्वश्रेष्ठ साधन है | ग्रेमकी उपलब्धि 
नामस्मरणसे ही हो सकती है। 

८१७-जिसे प्रेमकी ग्राप्ति कली हो उसे सबसे पहले 
साधु-संग करना चाहिये । 

८१८-भजन, कीत॑न, सत्सड्, मगवत्‌-लीछाओंका स्परण 
यही मुख्य धर्म है 

८१९-अदोषदशी होना वेष्णवोंके लिये सबसे मुख्य काम है| 

८२०--आम्यकया कमी श्रवण नहीं करनी चाहिये | 


१०६ संत-बाणी 


प्राम्यकवा सुननेसे चित्तमें वे ही बातें स्मरण होती हैं बिससे 
भजनमें चित्त नहीं लगता | 
८२१-बविषयीलेगोंकी बातें करनेसे चित्त विषेयमय बन 
जाता है | 
८२ २-सुखादिश अन्न और चमकीले वढ्वसे बचना चाहिये । 
८२३-हदयमें अभिमान आते ही सभी साधन नष्ट हो जातेहैं 
८२४-सदा, सर्वत्र ओर सब अवस्थाओंमें भगवन्नामका जे 
करते रहना चाहिये। नामजपसे श्रीकृष्णचरणोमे प्रीति उन होती है। 
८२०-मानसिंकपूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है । 
८२६-जहाँतक हो, विषयी धनिक पुरुषोंके अन्नसे ते 
बचना ही चाहिये | न्‍ 
८२७-आध्यात्मिक शाद्रोंके श्रवण, भगवान्‌के नाम-वीतेन, 
मनकी सरलता, सप्पुरुषोंका समागम, देहामिमानके त्यागका अम्यास- 
इन भागवतधरमोंके आचरणसे मलुष्यका अन्तःकरण शुद्ध हो 
जाता है, फिर वह अनायास ही भगवानमें आसक्त हो जाता है | 
८२८-सोच करनेसे कोई छाम नहीं है, सोच करनेवाल केवंह 
दुःख ही मोगता है | जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंकी त्याग देता 
है, जो ज्ञानसे तृत्त है और बुद्विमान्‌ है वही छुख पाता है | 
८२९-सदाचारके पाठनसे मलुष्य दी आयु मनचाही 
सन्तान और अटूठ सम्पत्ति पाता है । इससे अपरथु आदिकों भी 


नाश होता है | 


८३०-सब ग्रकारसे अपने हितके कार्य करने चाहिये जी 


संत-वाणी १०७ 


बहुत ओलते हैं, उनसे कुछ नहीं होता । संसारमें ऐसा को£ उपाय 
नहीं, जिससे सब लोग प्रसन्न हो सकें । 

८३ १-अरे, विषयोर्मि इतना क्यों रम रहा है ? कमी उनसे मुल 
नहीं मोड़ता, श्रीहरिका भजन कर, जिससे यमके फंदेम न पड़ना पड़े 

८३१२-जिस गृहस्थमें सत्य, धमे, भृति और त्याग नामक 
चार धम होते हैं, उसे मरकर इस लोकसे परलोकको प्राप्त होनेपर 
सोच नहीं करना पड़ता | 

८३३-जिसके चित्तसे राग-देषका नाश हो गया है, वही 
ज्ञानी, गुणी, दानी और ध्यानी है । 

८३४-मनके अहड्जारको छोड़कर ऐसी जबान बोलनी चाहिये, 
जिससे दूसरोंको भी शान्ति पहुँचे और अपनेको भी शान्ति मिले | 

८३०-रातको सोना और दिनका खाना भूलकर, सारी 
बकवाद छोड़कर दिन-रात श्रीहरिका स्मरण करना चाहिये | 

८३६-जैसे शत्रु हुए बिता मित्रकी कीमत नहीं माछम होती, 
वैसे ही ग्रेमकी शक्तिके व्यवहारका स्थान न हो तो प्रेमकी शक्ति- 
का भी पता नहीं छाता | 

८३७--छोग भँति-भाँतिकी चर्चा किया करते हैं, पर्तु उन्हें 
अपने भीतरी और बाहरी जीवनकी जाँच तथा समाछोचना करनी 
चाहिये; अपने कार्य तथा खभावकी ओरसे सदा सावधान रहना चाहिये 
और सन्माग कभी नहीं छोड़ना चाहिये, यही सर्वोत्तम कार्य है | 

८३८-मका परिचय केवल स्तुतियोंसे नहीं मिलता, अनेक 
दुःख झेलकर, समस्त खार्थयकों तिलाझ्ञल्लि देकर प्रेमकों प्रमाणित 
करना पड़ता है । 


१०८ संत्-बाणी 


८३९-जो खच्छ मनसे ईश्वरका स्मरण किया काता है 
उसके लिये किसी दूसरे मित्रकी आवश्यकता नहीं है । 

८9०-जिनके सड्से सत्य, पवित्रता, दया, मौन, बुद्धि 
श्री, छजा, कीर्ति, क्षमा, शम, दम और सौमाग्यका नाश हो) 
ऐसे भशान्त, मूर्ख, श्रियोंके वशमें रहनेवाले, देहामिमानी मतुधोत्रा 
सड़ कभी नहीं करना चाहिये | 

८9 १-कुसड्ति बिल्कुल छोड़ देनी चाहिये, क्योंकि उसमे काम, 
क्रोध, मोह, स्मृतिश्रंश, बुद्धिनाश और अन्‍्तमें सर्वनाश हो जाता है | 

८9२-मूखंठोग ही असन्तोषी होते हैं । असन्तोषकी कोई 
सीमा नहीं है, परन्तु सन्तोषसे ही परम छुख मिलता है | 

८9 ३-दुराचारी मनुष्यकी जगतमें निन्‍दा होती है, वह सदा 
दुःख भोगता है, रोगी रहता है और उसकी आयु बहुत कम होती है । 

८०४-सन्तोष हुए बिना कामनाका नाश नहीं होता और 
कामना रहते कमी खम्में भी सुख नहीं हो सकता। कामवा 
-श्रीशमके भजन बिना नहीं मिटती । 

८9५-जो तेरे लिये काटे बोचें, तू उनके लिये भी हू वो | 

८४ ६-धनकी झाल्सासे जमीनको खोदा, पहाड़ोंकी घादुओंकी 
फूँका, समुद्र-यात्रा की, बड़े अ्रयक्षसे राजाओंकों खुश किया, मेले: 
सिद्धिके लिये इमशाममें रातें बितायीं, पर कहीं भी एक कटी कौड़ी 
न मिली | है तृष्णे | तू अब तो मेरा पिण्ड छोड़ । 

८२७-प्रेम ह्वी प्रभुका ऐश्वर्य है। जिसको प्रेम मिठ 


जाता है, उसे सब कुछ मिल जाता है | 


संत-बाणी १०९ 


5 8 


८४८-कैव्ल उपासनासे ही आत्माकी उन्नति और पृ्णता 
नहीं होती, उसके लिये प्रेम चाहिये, प्रेमसे ही आत्माका पूर्ण 
विकास होता है | 

८४९-तुम जितना अयह संसारके विष्योकी प्राधिके ल्यि 
करते हो, उतना यदि परमधामके लिये करो तो तुम्हें 
ही स्थान मिले | 

८“५०-यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि कोई मतुष्य तुर्हारा 
भदा-चुरा नहीं कर सकता, जो कुछ होता है, सथरद्दीका किया होता है। 

८५१-गोकिन्दिके ग्रुण नहीं गानेसे जीवन व्यर्थ जा रह है, 
रे मन ! श्रीहरिको वैसे ही भज जैसे मछली जलको भजती है | 

८०२-छछृनिश्चयी, कोमल्खभाव, इन्द्रियविजयी, क्र कर्म 
करनेवालोंका सदर न करनेवाल, अहिंसक परुष इन्द्रियदमन और 
दानके द्वारा खर्गकों जीत लेता है | 

८०३-बह्मचर्य, तप, शौच, सन्तोष, प्राणिमाज्के साथ मैत्री 
और भगबानूकी उपासना-- ये सबके पाठन करने योग्य पर्म हैं। 

<५४-काम, क्रोब, लोभ, मोह आदिको छोड़कर यह देखो 
कि में कौन हैँ! । आक्ज्ञानसे रहित गूखोंको धोर नरकोमे गिरना 
पड़ता है | " 

८८८-अच्छी हालतमें सभी बन्धु हैं, बुरी हाल्तके बन्धु 
दुल्भ हैं | जो बिगड़ी हालतका साथी है, वही सच्चा बन्धु है | 
मित्र वही है जो विपत्तिके समय मलुष्यका साथ दे न कि बीती - 
हुई वातोंके लिये उलाहना देनेमें ही सिर खपावे | 

८५६-नीतिको जाननेवाले, प्रारब्धको जाननेवाले, वेदके 


वहाँ अबश्य 


है) । 
५५? ,... संत-वाणी 


हा और शाब्के ज्ञाता बहुत हैं, अक्नकों जाननेवाले भी मिल संत 
६; परन्तु अपने अज्ञानकों जाननेवाले तो विरले ही होते हैं | 
न ८०७-मुत्तदुरुपकों कट अव्य होता है, पर उसको ३ 
कशों रागदेप नहीं होता, वह उसे संसारका धर्म समझकर तह 
है, सुख-दुःखेंते उसकी इततिमें चब्नलता नहीं आती; यही वह की 
मुक्तका भेद है । 
८०८-मभंगवानकी पृजाके ढिये सात परण उपयोगी. हैं... 
!-अहिसा, २-इख्यिसंयम, ३-आशियोपर दंग, 2-रती 
५-मनको वशर्मे करना, ६-थयान और ७-सत्य; इन्‍ही कृहोपे 
भगवान्‌ असनन होते. हैं | 
८५९-तारे तभीतक जगमगाते हैं, जबतक कि सूर्य कीं 
उगता, इसी प्रकार जबतक ज्ञानका उदय नहीं होता, तमीवक 
मनुष्य विषयोंमें लगा रहता है । 
८६ ०-भगवआप्॒ पुरुष भगवद्धजतकों ठोड़का दूसरे 
पथप्रदर्शक नहीं बनता, क्योंकि वह अपने प्रभक्े सिंवा किमी 
भी रक्षक, शिक्षक या मार्गदर्शक नहीं देखता | 
८६१-बिना विश्वासके भक्ति नहीं होती, भक्ति बिन 
प्रसल नहीं होते और भगवष्कपा बिता जीवको सपनेगे 
नहीं मिल सकती | 
८६२-जैसे पक्षी रातको आकर 
दिन उगते ही उड़ जते हैं, वैसी दी हालत कुटुम्बकी समझनी 
दी और पुत्रोमे ही चिंच ढागा ए 


८६३० ने, 
विपत्तिमें काम आनेवाले मित्र भगवान्‌की खोज क्यों नहीं करता * 


| भगवान्‌ 
भी शाम 


पेड़पर बे करते है और 
चाहिये! 


खाद 


संत-बाणी १११ 


८६४-जो असन्‍्तोषी है वही दरिद्र है, जो इन्द्रियोंक्रे वहा 
है वही कृपण है, जिसकी बुद्धि विषयों फैंसी हुई नहीं है, वही 
खतन्त्र है । 

८६०-दुःख पानेपर भी सामनेवालेकों कड़वे वचन नहीं। 
कहने चाहिये | ऐसे किसी काममें बुद्धि नहीं छगानी चाहिये 
जिससे दूसरेका द्वोह होता हो, ऐसी वाणी नहीं बोढनी चाहिये 
जिससे छोगोंको उद्देग हो | 

८६६-जिसके घरसे अतिथि निराश लोट जाता है, उसका 
सैकड़ों घड़े धीका होम भी व्यय है | अतिथिकी जात-पाँत, बिद्या 
आदि न पूछकर देवता समझकर उसका सत्कार करना चाहिये, 
क्योंकि अतिथिमें सब देवता बपते हैं | 

८६७-तुममें, हममें तथा सब ग्राणियोंमें सर्वत्र एकमात्र भगवान्‌ 
विष्णु ही व्याप्त हैं, फिर असहिष्णु होकर क्यों बृथा कोप करते हो ! 
सबके अंदर एकमात्र आत्माको देखो और भेदज्ञानकों नष्ट कर दो | 

८६८-किसीकी हिंसा न करो या किसीको कष्ट न दो, झूठ 
मत बोलो, चोरी मत करो, शरीर, मन और वचनसे न्याय करो, 
किप्तीसे कोई आशा न करो | 

८६९-एक दिन सुमेरु पर्वत भी गिर पड़ता है, समुद्र भी 
सूख जाता है, पृथ्वी भी नष्ट हो जाती है, फिर इस क्षणमहुर 
शरीरकी तो बात ही कौन-सी है ! 

८७०-छोगेके सामने अपना दोष खीकार करनेमें जिसको 
जरगा-सा भी सड्कीच नहीं होता । इतना ही नहीं, परन्तु जो इसीमें 
अपनी भलाई समझता है तथा अपने अच्छे काम दूसरोंको जनाने- 


मम | 


(२ संत-पाणी 


की जो विल्कुछ इच्छा नहीं रखता और जो ढ़ संकल्फाण। 
वही सत्यनि.्ठ और सच्चा सापक है । | 
८७१-पिता-माताका सम्मात करे, व्यभिवार मत कोर 
चोरी मत करो, झूठी गवाही न दो, दूंसरेकी चीजपर मन ने चलभे 
८७२-अपने अंदरके बुरे भाव अहंकार, मय और अव्तत 
पहले दूर करना चाहिये, तभी जीवन अ्भुमय बन सकता है | 
८७३-आक्षा नित्य पिद्ध है, इसकी प्रतीतिके लिये देश, 
काल अथवा शुद्धि आदि किसीकी भी अपेक्षा नहीं है | 
८७४-मागगवके नाममें रुचि, जीवेंपर दया और भर्ती 
सेवन---इन तीन साधनोंके समान और कोई साधन नहीं | 
८७०-जिस गृहखमें सत्य; धर्म; धरति और व्यगनार्मी 
चर धर्म होते हैं, वही मरकर इस छोकसे परलोककों आह हो 
सोच नहीं करता | 
८७६-जो दूसरेकी बदनाम करके नाम कमाना चाहते है) 
उनके मुँहपर रेसी कारिख लगेगी जो मरनेपर भी नहीं पे 
८७७-जिस धरमें साधुकी निन्‍्दा होती है, वह पूल वह है 
जाता है, उसकी नींव, नाम और जगहका भी पता नहीं छाता | 
८७८-हरिनामरूपी गोलीके साथ प्रेम, भक्ति, आग्रह, एकाग्रतो 
और निष्टारूप अनुपान रनेसे इम्हियहूए रोग शीत ही व ही 
जाता है । 


८७९-माया-मोहको 
ऐसे भजनरूपी ) पारसकी स्पर्श किये विना ( 


लोहा दिन-दिन छीज रहा है । 


छोड़कर श्रीरामका मजन करना चाहिये 
मलुष्य-शरीरहपी 


संत-पाणी ११३ 


८८०-जबतक मनुष्य पहले गाँवकों नहीं छोड़ देता, तबतक 
दूसरे गाॉँवको नहीं पहुँच सकता, इसी प्रकार जबतक संसारका 
सम्बन्ध नहीं छोड़ा जाता तबतक ग्रभुके घाममें नहीं पहुँचा जा सकता | 
८८१-आदमी वह काम तो नहीं करता जो उसके वशमें है, 
परन्‍तु वह करता है जो दूसरोंके वश है अर्थात्‌ वह अपने दोषोंका- 
: ह्याग तो नहीं करता पर दूसरोंके दोष छुड़ाया चाहता है | 
८८२-हम यदि अपने आास्‍ुरी गुणोंसे ही दूसरेके साथ बर्ताव 
करेंगे, तो उसके अंदरसे भी वे आधुरी गुण निकलकर बर्ताव करने 
लगेंगे । 
. ८८३-नम्रताका कवच पहन लेनेपर कोई कुछ भी बिगाड़: 
नहीं सकता | कपासकी रूई तल्वारसे भी नहीं कटती | 
८८४-बही पूत सपूत है जो मन लगाकर भगवानकी भक्ति: 
करता है, जिससे जरा-मरणसे छूठकर अजर-अमर हो जाता है | 
८८०-चराचर सभी दृश्य केवल मनके कारण हैं | जब यह 
मन अमन हो जाता है तब द्वेतका कोई अनुभव ही नहीं रहता | * 
८८६-ममता और अमिमानसे शून्य तथा चिन्तासे परे रहनेवाञ्- 
पुरुष अपने घरमें रहता हुआ भी कभी किसी कर्ममें आसक्त नहीं होता 
' ८८७-जो दूसरेसे वैर रखते हैं, परायी त्री और पराये 
धनकी ओर ताकते हैं तथा परनिन्‍्दा करते हैं, वे पापी पामर मनुष्य- 
देहधारी राक्षस हैं | 
_ ८८८-साघधुकी जाति न पूछो, उससे तो ज्ञानका.उपदेश ले; 
तढ्वारका मोछ करो, म्यानसे क्या काम है ? 


सं० वा० ८-- 


322 संत-वार्णा 


(५ ८८०-सदा सच बोलना चाहिये | कहियुगमे सत्यका आश्रय 
हेनेक्े बाद और किसी साथन-भजनकी आकयकता नहीं | साथ ही 
कल्यिगकी तपस्या है । 

८९ ०-जब मिले तभी मित्रका आदर करो, पीछेसे प्रशंसा 
करो और जरूरतक्रे वक्त बिना संकोच सहायता करो | 

८९१-दुर्जन यदि विद्वान्‌ हो तो भी उसका सह्ढ नहीं करा 
चाहिये, क्योंकि मणिते छुशोमित साँप क्या भयानक नहीं होता 

८९२-तन, मन और वचनंकी एकता रखनी चाहिये। 

८९३-नो मनुष्य दूसरे छोगोंकें सामने तो भगवान्‌की बाते 
करता है और अपने मनमें सदा मान प्राप्त करनेकी तथा दूसरी 
पसारिक चिन्ताओंमें लगा रहता है, वह कमी-ग-कमी केहजा 
- होकर जरूर आफतर्मे पढ़ेगा ! ह 

८९४-खार्थ ही सारे अपराधों और पापोंकी जड़ है और 
खार्थकी जड़े अज्ञान है । ु 

८९०-जित्षने कामनाओंका नाश कर मनको जीत लिया 
और शास्ति प्राप्त कर छी, वह राजा हो या रंक, संसारें उसको 


सुख-ही-छुख है । विन 
। /९६-कुमार्गपर चढनेवाला, बिना जीता हुआ मन ही परे 
शत्रु है | मनको जीतकर समलवकों प्रात्त होना ही मगवावूकी महा 


ओंराघना है | 
यरूपी सौभाग्यका पात्र, असन्नित्त 


८९७-संसारमें बैरा 
'विषयोंकी आशासे रहित और यथाग्राप्ष प्रार्धफ भोगनेवाल्य पुरुष 


इसी जम्ममें कृतार्थ हो जाता है | 


संत-बाणी !!५ 


८९८-विश्वास, प्रेम और नियमसे रामनामका जप करों, फिर 
आदि, मध्य और अन्त तीनों ही कालमें कल्याण है | 

८९९-मूर्खोका सज्ज न करना, विद्वानोंका सड़ करना और 
पूजनीय पुरुषोंका सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है | 

९००-मन, वचन और इरीरसे पर्णहपसे संयमी रहना हो 
ब्रह्मच्य है | 

९०१-पनकी तीन गतियाँ हैं --दान, भोग और नाश | जो 
मनुष्य न तो दान देता है और न भोगता है, उसके धनका नाश 
हो जाता है | 


९०२-पापेके छूटनेके क्षण ये हैं..! -पाणण्डियोंपे 
अलग रहना, २-असत्यका त्याग करना, ३-अहंकारी मनुणोंप्त 
दूर रहना, ४-भगवान्‌की तरफ भागे बढ़ना,५-केवल कल्याणके 
ही मागपर चढना,६-अधर्म, अनीति और पापकर्मोको छोड़नेकी 
दृढ़ प्रतिज्ञा करना, ७-किये हुए पर्षोको नष्ट करनेके हिये योग्य 
प्रायश्चित्त करना और ८-नाछायकके साथ नाछायकी न करना। 

९०३-यदि अपना मन बंद जा4---साफ हो जाय तो अपने 
आप ही व्यवहार--बंतावर्मे परिवर्तन हो जायगा और उसका असर 
प्रतिपक्षीपर देर-सबेर पड़ेगा ही । अत 

९०४-जो मजुष्य यह चाहता है कि प्रभु सदा मेरे साथ 
रहें, उसे सत्यका ही सेवन करना चाहिये । भगवान्‌ कहते हैं कि 
मैं केवछ सत्मप्रिय लोगोंके ही साथ रहता हूँ | 


९०७-बेहत प्रश्न करना मूर्ताकी निशानी है| मे 


बंटेभारं मितने प्रश्न कर बैठता है, बुद्धिमाच्‌ उनका पूर उत्त 
सात वरषमें भी नहीं दे सकता | 
० ०६-इच्छाकों रानी बना लो या दासी, रानी बनाकर उसकी 
आज्ञम चलोंगे तो वह दुःबके कुणडमें डुबो देगी और दासी 
बनाकर अपनी आश्ञमें राखोंगे तो सारे सुरोंकी ग्राति होगी। 
००७-हरिसे नहीं, व्‌ तो हरिके जनसे प्रेम कर, हरि तो 
माल-मुल्क ही देते हैं पर हरि-जन तो साक्षात्‌ हरिको ही दे देते हैं 
९०८-मरा-सी कामना रहते भगवान्‌ नहीं मिलते । तागेगें 
अगर जरा-सा भी खुदा हो तो वह सूईमें नहीं जा सकता। 
९०९-सभी प्राणियोंक्रे अंदर भगवान्‌ श्रीहरि आलहपसे 
विराजमान हैं, अतः सब प्राणियोंकों भगवानुका निवातथान सर्मई 
कर किसीसे भी द्ोह न कर; ऐसा करनेसे ही भगवान्‌ अपन होते हैं | 
ह ९१०-दान्‍्त, पर्ममव, प्रिय और सं्बचन ही एम 
है। ऐसी बात कहवी चाहिये जो आक्षाक्रे किद्व न हो और 
जिससे किप्ती को हुःख न पहुँचे | 
९११-सजनको झूठ जहरू-सा ढगत 
विषके समान छाता है। ते इनसे बैसे ही दूर भागते 


आगे पारा | 
९१२-जहाँतक हो, जप रहो और जरूरत पड़नेपर उतना 


हरी बोछो। जितना काम हो। 
९१३-जबतक मंजुष्य त्रें 


बह अलौकिक सुझ-सयतिका मजा नहीं पा संकेत | 


| है और दुजजनको सं 


हैं जेते 


किक जीवनमें रहता है। ताकत 


संत-वाणी ११७ 


९१४-सच्ची माता वह है जो अपने बालकोंके क्रोध, देप 
और ईष्यारूपी रोगोंको प्रेमहूपी दवासे नष्ट करना सिखाती है और 
असली वैध वह है जो आनन्दी खमाव और शुभ भावना रखने और 
उत्तम कर्म करनेकी शिक्षा देता है, जिनसे शरीर और हृदयकों बल 
मिलता है | आनन्दी खभाव ही सबसे श्रेष्ठ दवाका काम देता है | 

९१५-मनुष्य-देह बार-बार नहीं मिलेगी, इसल्यि इसको 
पाकर भगवान्‌का भजन, सेवन और झुकृतका सौदा कर लो | 

९१६-सबके साथ दयाछुताका बताव करो, चाहे वे किसी 
भी दरें क्यों न हों । क्रोषकी अवख्थामें भी दयापूर्ण उब्दोंका ही 
प्रयोग करो | 

९१७-लोभ महापापकी खान है, अधर्मी झूठ लोमका मन्त्र 
है, तृष्णा स्त्री है जो उसे अन्धा कर देती है | लोभसे मनुप्यको 
न तो उन्नति-अवनतिका पता रहता है और न काहका भव | 

९१८-जेसे माता अपने गर्भकभो जतनसे रखती है, जिसमें 
कहीं ठेस न छग जाय, इसी प्रकार भक्तिको भी जतनसे छिपाका 
रखना चाहिये | न्‍ 

९१९-जो मनुष्य पापके द्वारा कुठुखका भरण-पोषण करता 
है उसको महाधोर अन्धतामिश्ननामक नरकमें जाना पढ़ता है, 
उस नएकको भोगनेके बाद वह और भी नीची योनियोंमें जाकर 
भाति-भाँतिके कष्ट भोगता है, फिर जब पापका फल भोगकर 
शुद्ध होता है, तब उसे मनुष्ययोनि मिल्ती है | 

०२०-शरीरके द्वारा किये हुए. दोषोसे मतुष्यको स्थावर 
(वृक्ष आदि ) योनि मिलती है, वाणीद्वारा किये हुए कमोंके 


११८ संत-बाणी 


दोपसे पशु-पक्षीकी योनि मिलती है और मनद्वारा किये हुए कमों 
दोषसे चाण्डलक्षी योनि मिलती है | 

०२१-पिताके कर्शकों चुझानेवाले तो पुत्र आदि भी ह्षेते है 
पल्तु मब-बन्धनको छुड़ानेवाछा तो अपने सिवा और कोई नहीं है 

९२२-छारूच बुरी बछय है | जिन्होंने धन पैदा करते 
उप्ते अच्छे कामोमें छगाना नहीं सीखा, उनकी बुरी दशा होती है! 
इससे तो धन न होना ही अच्छा है जो व्यर्थकी चिन्ता तो न हो। 

९२३-जो छोग छुलकी आशासे विषयोंक्े पीछे भठ्कते रहते 
हैं, उनकी दशा मणिकों पानेकी आशासे उसकी परछाईकों पकड़नेक 
डिये व्यर्थ प्रयास करनेवाले मृढ़ मनुष्यकी-सी है | 

९२४-जो कुछ मिले उसीमें सन्तोष करना और दूसरों 
हाह न करना, यही शान्तिके खजानेकी कुंजी है | 

९२५-दुबछ मस्तिप्कके मलुध्य ही संकटोंसे कतकर उनके 
वश हो जाते हैं, मनोबढते सम्पन्न पुरुष तो संक्ेंको गेरों करें 
दबाकर उतपर सवार हो जाता है । 

९२६-सत्यके पायेपर खड़े रहनेसे जो आनन्द 
उसकी तुलना अन्य किसी प्रकारके आनन्दसे नहीं की जा सकती। 

९२७-जो मलुष्य सदा चिन्‍्तामें इवे रूते हैं, विस्ता 
भयभीत रहते हैं, मतको सदा ऋ्रोधसे पूर्ण रखते हैं वे सद्ष ही 
प्रायः आधे बीमार रहते हैं | चिन्‍्तामें इवे रहनेबालेकी अर 
अच्छी तरह कभी नहीं पता | 

९२८-हंदयकी सरहता और 
है, बह ज्योति ही ईश्नरके मागको दिखलाती है | 


मिलता है; 


निर्मल्ता ही ईश्वरीय ज्योति 


संत-बाणी ११९ 


९२९-अधिक जनसमुदायमें बसनेकी रुचि ही वधिनेवाली 
सती है, पुण्याम्ा लोग इस रस्सीको तोड़कर एकान्तमें तप करते 
हैं, पापीकोग इसी रच्सीमें दिनोंदिन द़ताके साथ बेधते जाते हैं | 

९३०-भगवान्‌ संसारके आश्रय-ख् हैं, जगत्‌के बन्धु 
हैं, वे सभीके प्राणोंके रक्षक हैं, सर्वधा प्रेम हैं, इसी कारण 
सबमें अमेद भाव रखते और सबकी रक्षा करते हैं, उनका स्नेह 
सबपर समान रहता है । इस बातको ज्ञानी जातते हैं, इसीसे थे 
उनसे ग्रेम रखते हैं, मूढ़ इस रहस्पको नहीं जानते, इसीहिये उनसे 
देष करते हैं | 

९३१-पसन्नता, आत्मानुभव, परमशान्ति, तृप्ति, आनन्द 
और परमात्मामें ख्िति-ये विश्युद्ध सलगुणके धर्म हैं, इनसे मुपुभु 
पुरुष नित्यानन्द- स्सको अ्रप्त करता है । ' 

.. ९३२-चन्दनके पेड़ जब उतते हैं, तभी वे अपने भासपास 
छुगन्‍्ध नहीं फैला देते, जब उनकी कलम की जाती है, तभी वे 
चारों भोर अपनी सुग्घ फरैलते हैं | इसी प्रकार संकयों मनुष्यके 
गुणोंका विकाह होता है | 

९३३-चित्तको पवित्र करने-जेसा कल्याणकारक साधन और 

कोई है नहीं; क्योंकि चिंत ही चिन्तामणिकी भाँति सब पदार्थोको 
उत्पन्न करनेबाली भूमि है | 

९३४-बिसके विचार और चिन्तन पत्र हैं, उससे अपवित् 

क्रिया बन ही नहीं सकती, उससे तो बिश्वुद्ध कर्म ही होते है | 

' '९३५-है मिक्षुओ | जबतक तुमलोग बह्मचारियेसि कापिक, 

वाचिक, मानसिक मित्रता ख़खोंगे, भीखका अन्न समान भाव 


(२० संत्-वाणी 


बोंटकर खाओगे तथा सत्‌-धर्मकी रक्षा करोगे और सत-पर्मपर ही 
दृष्टि ख़खोंगे, तवतक तुमलोगोंका पुण्य क्षय नहीं होगा । 
९३६-६द्वियोंकी वशमें रखना, जीमको' काबूमें रखा) 
सत्कायमें दृढ़संकल्य रहना और भगवान्‌की इच्छापर खुश रहना 
चाहे वह तुम्हारे प्रतिकूल ही हो, बस, यही सची शर्त है।.. 
९३७-दया, नम्रता, दीनता, क्षमा, शील और सनन्‍तोष--त 
ढ:को धारण करके जो भगवानकों स्मरण करता है वह निश्य ही 
मोक्ष पाता है। ह 
९३८-शरीर खेत है, मनुष्य किसान है, पाप-पुष्य दो बीज 
हैं, जेसा वीज बोया जाता है, वेसा ही पढ़ होता है | 
९१३ ९-इश्वरके आंग्रित मनु्यमें ये बातें होती है। ! >उसवी 
विचारधारा सदा खिएकी तरफ ही बहती है, २-लिं ही 
उप्तकी खिति होती है और ३-इँखएकी प्रीतिके लिये ही उसके 
सारे कर्म होते हैं |. ल्‍ 
९४ ०-जिस प्रकार रात्रि ताशगणोंको प्रकाश देती है, उंसी 
प्रकार सह्ढूट भी मलुषयको प्रकाश देता है । 
९४ १-हम जो अपने शत्रुओंके गुप्त इतिहासको पढ़ें वो हो 
प्रत्येक मलुष्थके जीवनमें इतना दुःख और शोक भरा मिलेगा-कि 
किए हमारे मनमें उनके प्रति जरा-सा भी शहुर्भाय नहीं रहेगा । 
वैमव, कुंटुग्ब, विधा, दात) रूप गैर भी 


९४२-धन, 
थे होकर दुश्छोग भगवान्‌ भीर भावातर 


कर्म आदिके गषसे अन् 
भक्त महात्माभोंक्रा तिरत्कार किया करते है | 


संत-वाणी १२१ 


९४३-जेसे मुसाफिर राह चलते, रास्तेमं किसी एक जगहपर 
मिल जाते हैं, फिर थोड़ी देर विश्राम करनेके बाद अपनी-अपनी 
राह चले जाते हैं, यही हाल हमारे सांसारिक सम्बन्धोंका है | पहले 
प्रार्धवश दो आदमी मिछते हैं, फिर प्राज्यवश ही दोनों बिछुइ 
जाते हैं, जो मनुष्य सांसारिक सम्बन्धोके इस मिथ्या रूपको अच्छी 
तरह समझ लेता है उसे कोई दुःख नहीं सता सकता । 

९४४-हम्पूण भूत परमात्मासे ही उच्चन्‍्न होते हैं अतरव ये 
सब ब्रह्म ही हैं | ऐसा निश्चय करना चाहिये | 

९४५-्रेम-प्रेम सब चिह्नाते हैं पर प्रेमको पदचानता कोई 
नहीं, जब आर पहर तद्लीनता रहे, तभी प्रेम समझना चाहिये | 


९४६-कवियोंने संतोके हृदयकों नवनीत-जैसा बतडाया है 
परन्तु उन्होंने भूल की, क्योंकि नवनीत अपने तापसे ही पिघल जाता 
है पर संत तो दूसरोंके दुःखसे दवित होते हैं । | 

९४७-रातको पहले पहर पतब जागते हैं, दूसरे पहर भोगी 
जागते हैं, तीसरे पहर चोर जागते हैं और चौथे पहर योगी 
जागते हैं । 

२४८-पण्डित तो वह है जिसके प्रेम-चक्षु खुल गये हैं, जो 
ज्ञान और प्रेमके आवेशमें पशु, वनस्पति और पाषाणतकर्मे -अपने 
राकुरको देखता और पूजता है | 


९४९-छोग भल कहें या बुरा, उनकी बातोंपर ध्यान नहीं 


देना चाहिये। संसारके यश और निन्दाकी कोई परषा न करके 
ईब्कर-पथ्में चलता चाहिये | 


(२२ संत-वाणी 


६५०-मैंसे नमक और कपूर एक ही रंगे होते हैं, प्‌ 
फव होता है, इसी प्रकार महुष्योंमं भी पापी और पु 
होते हैं | ह 
९०१-संसारमे वैसे ही रहो जैसे मुँहमें -जीम रहती 
जीभ कितना ही धी खा ले; परन्तु चिकनी नहीं होती 
९०२-जो दुःखियोंपर दया करता है, धर्ममें मन रखता 
घरसे बैराग्यवान्‌ होता है और दूसगेंका दुःख अपना-सा बार 
है उसीको अविनाशी भगवांन्‌ मिलते हैं | ह 
९०३-जिसने युद्धों छाखों आदमियोंकी जीत खि 
बही असली विजयी नहीं है, वास्तविक विजयी तो वह है मठ 
अपने आपको जीत लिया है | ; 
९५४-मनुष्येकि द्वात् जितना व्यवहार होता है। एैं। 
बरह्मकी सतासे होता है, किन्तु अज्ञनवश वे इस बातो नही 
जानते | वास्तत्ों धड़ा भादि सब मिट्टी ही तो हैं | प्‌ हम पढ़ेकी 
मिट्रीते मित्र समझते हैं यही तो भज्ञान है । 
९५०-बर-जार दुःख पानेपर भी मलुष्य विषशोंसे सुख पनेकी 
भशाकी छोड़ता नहीं और बारबार उन्हींको पकड़ता है | यही ते 
मोहकी महिमा है । 
९०६-जो मलुष्य अपनी वर्तमान खितिपर भरलीमोंति 
विचार नहीं करता और इस विचारसे कि अन्तमें मुक्ति ही 
ही जाय परुषार्यकरी और कोई ध्यान नहीं देता, वह शत 
अनिवार्य चकसे कमी नहीं बच सकता | 


संत-चाणी १२३ 


९५७--अगर अपने मीतर और बाहर प्रकाश चाहते हो तो 
जीभहप देहलीदारपर रामनामरूपी मगि-दीपकक्रो रख दो..-अर्थात्‌ 
जीमसे रामनाम जपते रहनेसे बाहर-भीतर ज्ञानका प्रकाश हो जाग | 
९५८-गाफिलके ढिये साइका थ दूर है; परन्तु जो वनदा उनकी 
हाजिरिमं सदा मौजूद है उसके लिये तो साई हाजराहज्‌्‌ हैं 
९५९-जिसके आचरणमें वैर्य उतर आया हो वही 
सचा पिरगी है | वाणीका वैराग्य सच्चा वैराग्य नहीं है | 
१९६०-मग्ावूका साकार रूप भी सत्य है और निराकार 
भी तय है | तुम्हें जो अच्छा छो, उसीमें विश्वास कर तुम उसे 
पुकारों तो तुम उसी एककों पाओंगे | मित्तरीकी इली चाहे जि 
ओससे, चाहे जिस ढंगते तोड़कर खाओ वह मीठी झोगी ही । 
९६१-उस विश्वासकों छाओ जो धुब्मे, प्रहादमें और 
नामदेव आया था, इसी विश्वासकी बदौठत सम्पूर्ण शड्ढा, सन्देह 
और झाड़े दूर हो जते हैं | 
९६२-कामातुर मनुष्य ही कंगाढ है | जो सदा सन्तुष 
है वह यथार्थ धनी है | इद्धियोँ ही मलुष्यलकी शत्रु हैं । बिष्यों- 
का अनुराग ही बदन है। संसार ही मलुष्यका चिरोोग है । 
संस्ारसे निर्लितत होकर रहना ही इसकी एकमात्र दवा है | 
९६३-जैसे श्री नैहरमें रहती है, पर्तु उसकी मुरति 
पति छगी रहती है इसी प्रकार भक्त जगतमें रहता है परत 
वह हृरिकों कमी नहीं भूछता | 
९६४-उँची जातिका अहंकार कोई मत करों । साहेबके 
दरबारमें केवल भक्ति ही प्यारी है | 


२ जड़ 
कर संत-वाणी 


मर ०६०-:शवीकी ओर देखकर पैर रखना, जल्को काओे 
छानकर पीना, वाणीकों सत्यसे पवित्र करके बोलना और मर 
विचार करनेपर जो उत्तम प्रतीत हो; वही करना | 
._९६६-मनको 'सन्मार्गपर ले जानेका पहला साधन (हे 
ई, दूसरा 'संप्तारसे उपरामता' है, तीसरा (आचरणकी उचच 
और पवित्रता” है और चौथा “अपने अपराधोंके हिये 
क्षमाकी प्रार्थना करना? है | 
९६७-कमी चखस्तिसे पतित न होना. चाहिये | गे 
गौरव नहीं है । पतितावस्थासे पुनः-पुनः उठ्कर उड़े होगे। 
इसीमें परम गौरव है।..., | 
९६८-जिस प्रकार दवाके ब्रिना बीमारीकी सहन का 
कठिन है, उसी प्रकार ज्ञनके बिना सांत्तारिक प्रभुताकों सेमालना 
दुस्साष्य है | मनुष्य चारों ओर अज्ञानसे विरा हुआ है, इसश्पि 
वह भोग-हिप्साके पीछे पड़ जाता है । 
९६९-किसी चीजसे भी न चिढ़ो | का 
भावसे करो, जिस तरह वेबलोग अपने रोगियोंकी 
करते हैं और रोगको अपने पास नहीं फठकने देते | तब उलकी 
से मुक्त अथवा साक्षीकी भावनासे काम को | खतनत्र को | 
९७०-जब देहमेंसे श्वास निक्रठ जायगा तब पछतावां | 
. इसढिये जबतक शरीर आस है, तभीतक रामका लए के 


मे उसी निर्तित 
की विकिता 


उनका गुण गा ले | । 
९७१-क्षणमात्रकी आंत होनेवाले थोड़े-से जीमके खाद 
पता है । मारते 


हिये जीबोंकी दशा करनी बड़ी ही ढृश 


है हो हि 
सत-वाणी १५७५ 


दसे भरे हुए अपने पेठ्कों जानवरोंकी कब्र बनाना उसका 
रादर करना है। एक चींठीकों भी न सताओ, क्योंकि वह 
त जीवधारी है और अपना जीव हर एकको प्यारा है | 

९७२-अगर तेरे घठमें ग्रेम है तो उसका ढिंढवेश न पीठ | 
नेरे हृदयके भावकों अन्तर्यामी जानते ही हैं । 

९७३-रे मन | तू बड़ा ही कठोर है, मेरे अंदरसे तू 
निकल क्यों नहीं जाता ! उस सुन्दर, साबरे, सोने रूप बिना 
तू रात-दिन कैसे जीता है ! 

९७४-तीन चीजें हैं जिनको जितना बढ़ाओंगे, उतनी 
ही बढ़ती रहेंगी, इनसे सावधान रहो-भूख, नींद और भय | 

९७५-भगवान्‌की अनन्य भक्तिसे मनुष्य सर्व लेकोंके- 
महेश्वर, समस्त जगत॒की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाले 
वेदोंकों उत्पन्न करनेवाले पस्रह्न परमात्माको प्राप्त होता है । 

९७६-मेरे सदुण मेरे साथ कभी बीमार नहीं पढ़ते । 
ससी प्रकार वे मेरी कन्ममें भी मेरे साथ नहीं गड़ सकते | 

९७७-जो मनुष्य मानव-जीवनका मूल्य नहीं समझता, 
वह दुःखी और साधु पुरुषोंकी सेवासे मिलनेवाले माधुयका ' 
अनुमान नहीं कर सकता | 

९७८-ईश्वरपर अपनी मर्जी मत चलाओ । शारीरिक आकय- 
कताओंके सम्बन्ध ईश्वरकी इच्छाकों पूर्ण होने दो । सांसारिक 
आवश्यकताओंमें ईश्वरकी मर्जीकों ही अपनी मर्जी बना लो । 


९७९--जो मनुष्य अपने सुखके लिये किसी मी प्राणीको मारता 
है वह जीते हुए और मरनेपर कहीं भी सुख नहीं पाता | 


(१६ संत-बाणी 


९८०-चारों अवखाओंको व्यर्थ खो दिया, श्रीहरिका 
नहीं लिया, जब शरीर छूट जायगा, तब्र वमराजके यहाँ 
यातनाएँ सहनी पड़ेंगी | फिर पछतानेसे कुछ नहीं होगा। 
९८१-जिसने ग्रेमका नियम नहीं लिया, जिसने कारक 
जीता और जिसने नेत्रोंते अछख॒पुरुष मगवान॒के दर्शन नहीं 
उसका जीवन व्यर्थ है | 
९८२-बुद्धिमान्‌ मित्र, विद्वान्‌ पुत्र, पतित्रता ली, 4 
मालिक, सोच-विचारकर बोलनेवाला और विचारकर काम वें 
बाला--इन छ:से हानि नहीं हो सकती | 
९८३-जो श्रीहरिके प्रेम-रसमें मतवाले हो रहे हैं 3 
विचार बहुत गहरा है । ऐसे साधु त्रिभुवनकी संपतिकों हे 
समान समझते हैं । ह 
९८४-निरन्‍्तर भगवत्त्का चिन्तन करो, गधर पर 
चिन्तन छोड़ो देखो; साधा संसार व्याधिरूप सर्पसे बसा जाए 
है और सब लोग शोकसे पीड़ित हो रहे हैं । 
. ९८५-दान, पश्चाताप, सन्‍्तोष, संयम, 
दया---ये. सात वैकुण्ठके दराजे हैं । हि 
. ९८६-मगवत्‌-मजनमें दूसरोंकी निन्‍्दा करना तथा व 
प्रति देषभाव रखना महान्‌ पाप है । जो अमक्त हैं उनकी अपेक्ष 
करो, उनके सम्बन्ध कुछ सोचो ही नहीं। उनसे अक्ना रा 
ही मत खखो | जो भगवद्गक्त हैं; उनकी चरण-रजको सदी 
सिरका आभूषण समझे । उसे अपने शरीरका इन छुगस्धित कं 
राग समझकर सदा मर्फिपूवक शरीरमें मल करो | 


दीनता। सत्य औ 


संत-बार्णी १५७ 


९८७-तपे सत्र प्रकारके सन्‍्ताप नए होते है, तपसे (४ 
'ख, भय, शोक भौर मंनका क्षोभ भादि बिकार दूर होते हैं, 
यखी भक्त ही यथाय्थमें भगवन्नामका अधिकारी है | 

९८८-परमका निवास कहीं दूर नहीं है, धर्म सदा अपने 
ढ़नेवालेके वगलमें ही बतता है | जिसने एक बार भी पाक ल्यि 
श की, उसीको धर्म मिल जाता है | सजनोंको दूसरोकि दोषेग भी 
मंके दर्शन होते हैं । 

९८९-विवेकरहित वैराग्य हृव्वादिताका परगलपन है और 
वर शाब्दिक शञनसे तो मनुष्य खयं ही धबड़ा उत्ता है | इसलिये 
जेसमें विवेक और वैराग्य दोनों हैं, वही पुरुष भागयवान्‌ साधु है । 


९९०-पअद्वाडु मजुष्यका हृदय ईश्वरका गुणानुवाद गाने और 
पुननेसे अत्यन्त पवित्र हो जाता है, भगवच्चर्चा ही उसका अन्न है, 
प्रभु-प्रेम उसकी शान्ति है, हरिका स्थान ही उसकी दृकान है, भजन- 
कीतेन उसका थ्यापार है, धर्मप्रन्य उसकी समत्ति है, भूलेंक 
उसका खेत है, परछोक उसका खलियान है और प्रभुआपि ही 
उसके परिश्रमका फल है । । 

९९१-०चलो-चले! की पुकार तो सभी मचाते हैं, परतु- 
पहुँचता कोई विरछा ही है, क्योंकि इस मार्ममे 'कनकः और 
'कामिनी' की दो बड़ी धाटियाँ हैं ह 

९९२-किसीके मनमें सच्चा प्रेम पैदा हो और वह साधन- 
भजन करनेके लिये अत्यन्त उत्सुक दो जाय तो उसे मार्ग बतढानेबाले 
सहुरु आप ही मिल जाते हैं, उसे गुरुकी खोज नहीं करनी पड़ती | 


!२८ संत-बाणी 
। रे ३-बहुत अधिक बोलनेसे व्यय और असाप शद कि 
जति है खटिये कर्मक्षेत्रमं जितना कम बोंलनेसे काम चले; उगों 
ही क्रम बोलना चाहिये | 
ु ०९ ४-कैंबठ मुँह ही ज्ञान बधारनेवाला पण्छित कं है 
कह तो ठग है | पण्डित तो वही है जो जनके अबुततार 
करता है यानी जो कुछ कहता है वही करता है । 
०९७-जो पीछे बीत चुका था आगे होनेबाल है उतवी 
चिन्ता न को | लेकिन जो समय तुम्हारे हाथमें है, उसे अच्ेसे' 
अच्छे कार्यमे ढंगाओ । 
९९ ६-जो इस प्रकार जानता है कि यह महात्‌ अत | 
अजर, अमर और अमय है, वह निश्चय अहम ही हो जाता है| 
९०७-तप करनेसे लर्गकी प्रात होती है, दाब देनेसे ऐ 
मिलते हैं, शनसे मोक्षकी ग्राति होती है और तीय्लानसे प५ # 
होते हैं | ह ह 
९९८-भंगवानके पक्ित्र, हुन्दा और मनोहर तामेकी हो 
उनके अर्पोका गाव और उतकी अलौकिक ठीलर्भोकी 
'ओोड़कर कीर्तन करते हुए श्रे् भक्तों आसंक्तिरहित होकर (ली 


बिच कला चाहिये । : 
९९९-कओप महुधका बड़ी 
सब ग्राणियोंका हित कला साधुता 
: १०००-नो बेततको जड़ और जड़की चैतन्य कर हें 


हैं ऐसे तम शशखुनाथवीकी जो जीव भजते हैं; वे ही पर है| 


भारी बैरी है, झोम अर्गति हा 
है और निर्दयतादी अत है| 


संत-चाणी १२०, 


१००१-भगबातूका भजन-थ्यान करनेवाला मनुष्य उनकी 
कपासे परमानन्द और शान्तिको प्राप्त कर ले, इसमें तो आश्र्य ही क्या 
है, भगवानके मक्तोंका आश्रय ग्रहण करके उनके वचनेकि अनुतार 
चढनेवाल अतिशय मूढ पुरुष भी दु:खोंसे मुक्त होकर परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है | ह 


१००२-सदा याद करते रहनेकी तो एक ही वस्तु है | सदा- 
सबंदा, सत्र श्रीकृष्णके छुन्दर नामोंके ही त्मरणसे आणिमात्रका 
कल्याण हो सकता है । सदा उसीका स्मरण करते रहना चाहिये। 

१००३-मनमें कामना रखकर भजन करनेसे सिर्फ़ उसका 
फछ मिलता है, परन्तु तिष्काममजनसे भगवानकी प्राप्ति होती 
है। सांसारिक फल तो मजुष्यको भगवानसे दूर करता है इसलिये 
निष्कामभावसे भगवान्‌को भजन करना ही श्रेष्ठ है । 

१००४-जबतक यह शरीर खस्थ है, जबतक बृद्धावस्था दूर 
है, जबतक इन्दियोंकी शक्ति क्षीण नहीं हुई है और जबतक आयु शेष 
नहीं हुई है, तमीतक परमात्माकों पानेके लिये उपाय कर ले | जो 
मनुष्य यह सोचकर चुपचाप बेठा रहता है कि घरमें आग लग 
जानेपर कुआँ खोदेंगे, उसे जैसे जलना ही पड़ता है; यही दशा 
तुम्हारी होगी | 

१०००-मभंगवानूका नाम ही भव-रोगकी दवा है | अच्छा न 
छागनेपर भी नाम-कीर्तन करते रहना चाहिये, करते-करते क्रमशः 
नाममें रुचि हो जायगी | 

१००६-त्रिषयी पुरुष नीचे लिखी तीन बातोंके छिये अफसोस 
करते हुए मरते हैं--( १ ) इन्द्रियोंके भोगोंसे तृप्ति नहीं हुई, 


सं० बा० ९-- 


(३० संत-वाणी 


( १ ) मतकी बहुत-सी थाशाएँ अधूरी ही रह गयी मे 
( ३ ) परलोकके लिये कुछ साथ न हे चले | 

१००७-बानरूप अग्निके द्वारा सब कमेंका नाश हो जाने: 
कारण मतुष्य बिना किसी पतिबन्धके मुक्त हो जाता है। 

१ ००८-सबसे प्रेम बढ़ाइये, करे द्वारा दूसरेका कैसे हि 
हो/---निरन्तर यही वात सोचते रहिये और यवाशक्ति सकी सेवा- 
सहायता कीजिये | 

१००९-येदि कोई कमजोर मलुष्य प्रमुके कार्यमें ढग जे 
है, तो उसको भी अन्‍्तों प्रभुका बढ मिछ ही जाता है, की 
प्रकार यदि कोई बलवान पुरुष लौकिक खार्थोंगें ही ढा छत 
है तो अन्तमें उसे बल्हीव तथा लाग्हित होना पढ़ती है | 

१०१०-जो मूह छोग बाहरकी कामनाओंमें गे हहते है 
3 विपयासक् पुरुष आधिज्याधिरूपसे परेले 8९ यृल्युके 
बेँधते हैं | इसलिये घीर पुर्ष नित्य अमृतलक्ों जानकर करत 
बस्तुओंकी इच्छा नहीं करते । ह 

१०१ -झान्तखमाब रहो, कितीके दर अपनेपर कौता मे 


लाऊठन लगाये जानेपर भी अपने मनको मत बिगड़ों । 
१०१२-जों झोमी विषयोंकी आशार्ओोके दास बने है? » 


वे तो सभीके गुलाम है | जिन्होंने भगवानमें विशास करके अंशिवी 


जीत ढिया है, वे ही मंगवावके सच्चे सेवक हैं | 
१०१३-बाहरी खाँगगे और सच्चे साधुमें उतना 


है जितना इृथ्वी और आकाशतमें ! साधुका मत रोम लगा 
है और खाँगवारीका जगतके विषयोंमे । 


ही अर्ग्ी 
4020 


सत-वाणी १३१ 


१०१४-जो फलके लिये भगवान्‌की सेवा करते हैं और 
मनसे कामनाका त्याग नहीं करते, वे चीजका चौगुना दाम 
चाहनेवाले छोग सेवक नहीं हैं । 

१०१०-जिसका मन परमात्मा रहता है, परमात्मा उसकी 
संभाल रखते हैं | 

१०१६-मनुष्य जब किसी उत्तम कार्यमें छग जाता है 
तब उसके नीची श्रेणीके कार्य दूसरे छोग आप ही सँभाल 
लेते हैं | इसी प्रकार ज्यों-ज्यों अपने ध्येयकी ओर आगे बढ़ता 
है, थ्यों-ही-त्यों उसके सांसारिक और शारीरिक कार्य कुदरतके 
नियमसे उल्टे अच्छी तरह होने लगते हैं । 

१०१७-जिस विद्यासे छोग जीवन-संग्राममें शक्तिमान्‌ 
नहीं होते, जिस विद्यासे मनुष्यके चरित्रका विकास नहीं होता 
और जिस विद्यासे मनुष्य परोपकार-प्रेमी और पराक्रमी नहीं बनता, 
उसका नाम विदा नहीं है। 

१०१८-बदछा लेनेका ख्याल छोड़कर क्षमा करना 
अन्धकारसे प्रकाशमें आना है और जीते-ही-जी नरककी जगह 
खर्गका सुख भोगना है । 

१०१९-असली सत्ततगुणी भक्त छोग रातको मशहरीमें पड़े- 
पड़े ध्यान किया करते हैं | छोग समझते हैं कि वे सोते हैं परन्तु 
जिस समय संब छोग सोते हैं, उस समय वे परलेकका काम 
बनाया करते हैं | वे बाहरका दिखावा बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। 

१०२०-इस जगतूमे करोड़ों आदमी प्रभुके उपासक 
कहलाते हैं; परन्तु सब्चे उपासक कौन हैं तथा प्रभु किनके साथ 


£ ! जो ईत़रसे इस्कर चलते हैं तथा अपने खाका गा 
करके भी दूसरोंका हित करते हैं; वे हो सच्चे उपसक हैं कौ 
भगवान्‌ भी उन्हींके साथ हैं | 
१०२ !-मान-बड़ाई अथवा प्रतिष्ठकी इच्छा करना गेलुकी 
इच्छा करनेके समान है | अच्छे-अच्छे पुरुष भी इसमें पाठक 
साधनसे थुत हो जाते हैं | प्राण चाहे छूट जायें पर्तु प्राणप्रियत 
परम प्रेमास्पद प्रमुकी स्वृति एक क्षणके लिये भी हृदयसे न हटे। 
१०२२-जगत॒की प्रभृुता कसी है जैसे सपने मिला 
'आ पाया खजाना | जागनेपर जैसे उस खजानेका ढुछे मे 
हीं रहता वैसे ही जगत्‌की प्रभरुता भी वासतवमें कुछ भी नहीं है | 
१ ०२३-मैसे एक ही अग्नि मिन्‍न-मिन्‍्न कार्य प्रवेश के 
ेक प्रकारके रूपवाला हो जाता है, इसी प्रकार एक ही भागा 
नत-भिन्‍न मूतोंमें मिन्‍न-मिन्‍न प्रकारका हो जाता है। 
१०२४-अहड्जारके कारण ही आत्माको मीं देह है! 
! बुद्धि होती है। और उत्तीके कारण यह सुख-दुःखादि देनेवाे 
+मरणरूप संसारको प्राप्त होता है । 
१०२७-यदि कोई पिता था उृत्र मर जाता है तो गढ़ 
ही उसके ढिये छाती पीटकर रोया कहते हैं | ज्ञातियोंके 
तो इस अतार संसारमें किसीका वियोग होना वेरासमका कर 
है और वह छुख-शान्तिका विसार करता है | 
१ ०२६-कहुएकी पीठ्पर चाहे बाल उग जाये, वन्याका 
किंसीकी मार अि; आकाशों $ुछ ईढ जाए; छाल 


संत-वाणी १३३ 


प्यास मिंट जाय, खरगोशके सींग आ जायें, अन्धकार. सूर्यका 
नाश कर दे और बर्षमें अग्नि प्रकट हो जाय परन्तु रामसे बिमुख 
मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता | 

१०२७-ज्ञानीकी बुद्धिमें फल और हेतुसे भ््मावी 
पृथकता प्रत्यक्ष है, इसल्यि उसके मनमें अनात्म-पदार्थो में 
यह हूँ, ऐसा आत्ममाव नहीं हो सकता | 

१०२८-गोविन्द-विरहमें मेरा निमेषकार भी युगके समान 
बीतता है । मेरी आँखोंने वर्षा-#तुका रूप धारण क्रिया है और 
समस्त जगत्‌ मुझे शून्य-सा प्रतीत होता है। 

१०२९-अभुको प्राप्त करनेका पहला साधन है---मुको 
प्राप्त करनेका निश्चय ! यह निश्चय होनेपर ही इन्द्रियोंको अपने 
वशमें रखनेकी आवश्यकता ग्रतीत होती है । कुविचार क्षीण हो 
जाते हैं और उच्च अवस्था ग्राप्त हो जाती है। 

१०३०-शरी बुद्धि चकवी ! तू भगवानके चरण-सरोवसमें 
जा बस, जहाँ न तो कमी प्रेम-वियोग होगा और न रोग, दुःख 
या शोक ही हैं तथा रात-दिन भाम-राम? की वर्षा हो रही है | 

१०३१-कल करना हो सो आज ही कर लो और जो 
आज करना हो, उसे अभी कर लो, पहमें मृत्यु हो जायगी, 
फिर कब करोगे । छोग कैसे बावले हैं जो झूठे सुखको सुख कहते 
हैं और मनमें मोद मानते हैं। भरे ' यह जगत तो काठ्का 
चबेना है, कोई कालके मुखमें है, तो कोई हायमें | 

१०३२-जगतूका जीवन पानीके बुल्लेके समान है, एक 
उठता है तो दूसरा बिला जाता है। 


१३४ ' संत-बाणी 
कर १०३३-कामबासना जाग्रतू होनेपर नामकी धुन छा देती 

जाहिये | जोर-जोरसे कीर्तन करने छगता चाहिये । कामबास्तता 

नाम-जप तथा नामकीर्तनके सामने कभी ठहर नहीं सकती । 

१ ०३४-परमात्मरदेवको जान लेनेपर सारे बन्धवोंका नाश 
हो जाता है। हेशोंक्रे क्षीप हो जानेसे जन्म-मृुका अभाव हो 
जाता है | परमाक्षाका ध्यान केसे तीनों देहोंका भेदन हो जाती 
है और वह केबठ आपकाम विश्के ऐश्वर्यको प्राप्त होता है | 

१०१५-अब्द,, स्पर्श, रूप, रस। ग्ध-हत टल्नियोंके 
किपयोमें कामनासे प्रवृत्त नहीं होना चाहिये और मनसे उनके कि 
भावना करके यानी विषय मिथ्या हैं और परिणाम नरकोंगेडे जय 
हैं, ऐसा विचार करके उनके अतिग्रसंगकों छोड़ देना चाहिये | 

१०१६-यह समस्त विश्व मगवावूका ही ब्रिस्तृत रूप है 
अतर्ब बुद्धिमानोंकी चाहिये कि सबको अमेद-दृश्सि अपने ही 
समान देखें | 

१०३७-रागके समान संसार ढु: 
नहीं है, राग ही सबसे बढ़कर ढुःख देनेवाला 


समान कोई सुख्दाता नहीं है। 

१ ०१८-साधुओंके सन्नसे श्रीमावानवी परानममर्का ययार्थ 
जान करनेवाली। हृदय और कानोंकों छुड़ देनेवाढी कथाएँ हुननेको 
मिठ्ती हैं, उन कंमाओंसे मोक्षरूप भगवान श्रद्धा होती है 


अ्रद्वासे रति और! रतिसे, भगवानमें भक्ति होती है | ु 
+ १०३९-बुद्धिमान्‌ पीर पुरुषोंको चाहिये कि और सब क्मोकी 
सार-वनन्‍्धनसे छूट्नेका वे करे | 


सदर आहाके विचारमें तयर रहकर संस 


खका भन्य वोई कारण 
है और ध्यागके 


संत-बाणी १२५ 


१०४०-धन चुराया गया, गेता क्यों है ? क्या चोर ले 
गये : रो अपनी इस समझपर | प्यारे | लेने-ले जानेवाल दूसरा 
कोई नहीं है, वह एक ही है जो नये-नये बहानोंसे तेरा दिल 
ढिया चाहता है । गोपियोंके इससे बढ़कर और क्या भाग्य होंगे 
कि श्रीकृष्ण उनका मक्खन चुरावें | धन्य है वह, जिसका सब 
कुछ चुरा लिया जाय | मन ओर चित्ततक भी बाकी न रहे | 

१०४१-अहंकार करना व्यर्थ है | जीवन, यौवन कुछ 
भी यहाँ नहीं रहेगा | सब तीन दिनोंका सपना है | 

१०४२-हे प्रभो ! तेरे सामने हाथ जोड़कर सच्चे हृदयसे 
इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं मँगूँ या न माँगूँ, मुझे ऐसी कोई 
चीज कभी न देना जो मुझे अच्छी लगनेपर भी मेरा बुरा करनेवाली 
हो और मेरी बुद्धिको कुमार्गपर ले जानेवाली हो | 


१०४३-समस्त अनेक्यमें ऐक्यको उपलब्ध करना और सारी 
विभिन्नताओंमें एक अमिन्न सहृस्तुकी हृदयमें धारण करना ही 
भारतीय साधनाका अन्तिम लक्ष्य है | 


१०४४-जिस प्रकार पारसके स्पर्श होते ही लोहा तोना हो 
जाता है, समुद्र बूँद गिरते ही उसमें मिल जाती है और गज्लामें 
कोई नदी मिलते ही वह गछ्ा हो जाती है उसी प्रकार सावधान, 
उद्योग और दक्ष पुरुष संतोंकी सज्जति करते ही मोक्षको पा जाता है | 

१ ०४५-जिज्ञाप्ठु पुरुषको चाहिये कि वह समस्त इन्द्रियोंको 
मनमें लय करे, मनको व्यष्ठि-बुद्धिमें छुय करे, व्यष्टि-बुद्धिको महत्‌ यानी 
समषि-बुद्धिमें छय करे और समष्ठि-बुद्धिको शान्त आ्माममें रूय करे। 


१३६ संत-वाणी 


१ ०४६-जो मलुष्य दूसरोंकी आजीविकाका नाश करते है 
दूसरोके धर उजाढ़ते हैं, दूसरेकी तरीका उसके पतिसे दिछोह करे 
हैं, मित्रोंमे भेद उत्पन्न करते हैं वे अकय ही नरकों जते हैं। 

१ ०9७-पुत्र, दी, मित्र, भाई और सम्बन्धियेंके मिलते 
मुसाफिरोंके मिठनेके समान समझना चाहिये | 

१ ०१८-जैसे नीद छूटनेंके साथ ही खप्तका भी नाग हे 
जाता है वैसे ही इस देहके नाश होनेके साथ ही सब सखी भी 
छूट जाते हैं | 
१०४९-वे सत्यके उपासक महात्मा मुनि धन्य हैं, जिन्हें त 
किसीसे राग है. और न किसीसे ह्वेष है, जो सभी प्राणियोंमें समान 
भाव रखकर सबको समदश्सि देखते हैं| 

१ ०७०-जिसका मन विषयोंमें नहीं है, जिसका गन निर्मह 
है, जिसकी इन्द्रियाँ विकारको प्राप्त नहीं होतीं उसीका नाम वैणा है | 


१ ०५१-अंपनी त्ीके सिवा अन्य किसी छीसे सलत्प 
रक्‍खे | किसी भी हीको अपने पास सहसा न रहने दे। अपनी की 
होने दे | 


भी उचित ही सम्बन्ध रकखे और चित्तको कमी आसक्त न 
१०५१-घान जबंतक सीजता नहीं, तमीतक उग सकती | 
हेकिन एक बार भी सीजे जामेपर वह नहीं उगता | ऐसे ही जीव 
नाग्निम पक गया तो फिर उसे जन्म लेना नहीं पहता। 
जबतक अज्ञात है तभीतक आना-जाना है। 
१ ०७५३-जेंब विवेकके द्वारा मनकी 2 रा 
पैगाग्यके उत्पन्न हो जनेसे गृहस्थीका बखेड़ा छूट जात 2 हे ४ 
न बंदर औ बाहर दोनों ओरसे मुक्त होकर योगी हो जॉर्ती है । 


एक बार थीं 


संत-बाणी १३७ 


१०५४-जिस क्षण भगवन्तामका स्मरण न हो, वही सबसे 
बड़ा दुःख है और भगवन्नामका स्मरण होता रहे तो शरीरकों चाहे 
कितना भी झैश हो उसे परम सुख ही समझना चाहिये | 

१ ०५५-तुग्हारे सब सांसारिक बन्धन और सम्बन्ध तुम्हें चिन्ता 
और दुर्भाग्यके वशमें डालते हैं | उनसे ऊपर उठो | इख़रसे अपनी 
एकताका अनुभव करो, बस, तुम्हारा निस्तार है | तुम खय॑ मोक्षरूप हो | 

१०५६-जिस मनुष्यमें ईश्वरका स्मरण करनेकी शक्ति हो उसको 
गरीब या दीन न समझकर महान्‌ धनवान्‌ समझो | और जिसके पास 
यह उँची-से-ऊँची और बड़ी-से-बड़ी सम्पत्ति नहीं है, वह चाहे बढ़ा 
भारी बादशाह हो परन्तु असलमे वही गरीब और अनाथ है | 

१०५७-पिता-माता ईखरके प्रतिनिधि खरूप हैं, सक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष देवता हैं | पिता-मातमें परमान्मसत्ताकी स्कूर्तिके दर्शन कर 
गाढ़ भक्तिमावसे इनकी सेवा करते रहनेसे भी निश्चय ही मलुष्पको 
सिद्धि मिल जाती है । 

१०५८-जिनको दूसरोंकी निन्‍्दा करनेमें रस आता है, वे 
मित्र बनानेकी मीठी कछ नहीं जानते | वे फ्रूटका बीज बोकर 
अपने पुराने मित्रोंकों दूर हय देते हैं । 

१०५९-पर्माला निश्चय ही हमें सुख देते हैं | यदि हमारे 
पीछे पाप न लगे तो हमारे सामने सदा कल्याण ही होता रहे । 

१०६०-महपियोंने प्रतिष्ठाको शकरी विष्ठके समान अत्यन्त 


हेय बतलाया है अतएव त्यागीको सदा कीट्की तरह ग्रतिष्ठाहीन 
होकर विचरण करना चाहिये | 


१३८ संत-चाणी 


१०३१-सब इन्द्रियेमिसे यदि एक भी इन्क्रिय विचलित 
जाती हैं तो उससे इस मनुघकी बुद्धि ऐसे चछी जाती है. गे 
मशकमें जरा-सा छेद होनेपर तमाम जछ निकल जाता है | 

१ ०६२-चैतन्यहूप बससे युक्त महाभाग्यवान्‌ पुरुष की 
दीन, वत्रयुक्त अथवा मृगचर्मादि धारणकर उन्मत्तके समान, बाखते 
समान अथवा पिशाचादिके समान खेच्छानुसार भूमण्डओं विचते 
रहते हैं । 
१० ६३-मगवानकी भक्ति करना ही महुष्यका पर पु 
है । उन्हींकी भक्ति करके परमशान्तिकों प्राप्त करो | 

१०६४--मेघावी और बहुश्नुत सपुरुषेंका सके करो, क्योंकि गो 
महापुरुषोंकी शरण लेता है, वह उसको जानकर छुछ प्रात करते है | 

१०६५-जब एक रामकी ही शरण लेनेसे स्वार्थ और फसा 
सहज ही छिद्ध हो जाते हैं. तब दूसरेंक द्वर्पर जाकर अपनी 


हीनता दिखाना उचित नहीं । 
१०६६-मलुष्य | उस द्विनको याद रखे जिस दिन तेरी हे 
छूठ जायगी और गज्गातटपर जाकर जला दी जायीी। यहाँकी न 
कुछ से जायगा और न वहाँ कोई सहायक होगा | 
१०६७-जो दूसरोंकी आँखोंमे धूल झोंकनेमें चतुर होते है) 
वे छमझते हैं कि हम इसी तरहसे भगवानकी भी धोखा दे सकते 
पल्तु सर्वान्तर्यामी सर्व भगवानके सम्बन्धनें ऐसा सोचना उरी 
निए पगठपन है । 
१०६८-मख समझता 
किन्तु वह यह नहीं जानता कि अल्च्छ विचार यों कार्य 


है कि वह इृख्ियोंत्रे सुख दठ है 
के विंग 


संत-घाणी १३९ 


* बढलेमें उसकी जीवन-शक्ति ही बिक जाती अथवा नः हो जाती है | 


१०६९-हृदयकी सरलता और निर्मलता ईखरीय ज्योति है, 


' यह ज्योति ही इश्वरका मांगे दिखलाती है । प्रभुसे क्षमाकी आशा 
£ इन साधनोंकी ओर खींचती है, प्रभुका भय ही पापसे निवृत्त करता 
है और प्रभु-महिमाका स्मरण ही इस सत्थके मार्गपर आगे बढ़ाता है | 


१०७०-भंगवानके दास कहलाकर जगत्‌की आशा मत 
रक्‍बो । जब समर्थ खामीको ग्राप्त कर लिया तब किसीके सामने 
दीन क्यों होते हो ! 

१०७१-जगतकी किसी भी वस्तुका किलेषण करनेपर उसमें 
सत्ता, प्रकाश, आनन्द, नाम और रूप--ये पाँच चीजें मिलती हैं | 
इनमें पहली तीन चीजें ब्रह्मकी अपनी हैं और शेष दो जगतकी हैं । 
अतरव नाम-रूपसे मन हटाकर सच्चिदानन्दर्म अनुराग कर | 


१०७२-जबतक परमात्माके यथाथे खरूपकी पहचान नहीं 
होती तमीतक अविधारूप संसार और संसारी जीव भासते हैं, वास्तव 
खरूपकी पहचान होते ही जीव-भाव और दृश्यभाव निष्ृत्त होकर 
एक ब्रह्मरूप ही दृष्टिगोचर होने छगता है | 


१०७३-शोक, मोह, दुःख, सुख और देहकी उत्पत्ति यह 
सब मायाके ही कार्य हैं और यह संसार मी खप्नके समान बुद्धिका 
विकार ही है । इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है | 

१०७४-विषय-वासनाके वशमें होकर सांसारिक बन्धनोंमें 
'फँसना मानवधर्म नहीं है | त्री, धन, पुत्र, पशु, धर, भूमि, हाथी, 
खजाना----ये सभी नाशवान्‌, क्षणमद्गुर और चलायमान हैं | इनमें ममता 


१४० संत-चाणी 


रखना भू है । एकमात्र भगवानकी मफतिे ग्राह मोक्ष ही वक्ष पौ 
सर्वश्रेष्ठ है, अतरव सभी मनुष्योंकों भगवद्नक्तिमें छग जाता चाहिे। 

१०७५-ज्ञनसे मोक्षकी प्राप्ति होगी, इसमें कोई तत्देह की 
पर्तु उस ज्ञानकी कदर करनेवाल्म शुद्ध मन भी तो. होता चाहि। 
वेराग्यके बिना ज्ञान कमी नहीं ठहर सकता | 

! ०७६-भोजनमें जहर मिला हो और यह बात मोम 
करनेवालेको माद्म हो जाय तो वह तुरंत थाढी छोड़कर उठ जाग 
इसी प्रकार संसारकी अनित्यता और दुःखरूपताका पता ढगते ही 
मतु को वैराग्य हो जाता है । फिर वैराणय मनसे ह्ता ही नहीं। 

१०७७-नैंने संसारके छुख-दुःख, जीवन-ममरण तथा हे 
और रोग देख हिये हैं; उन्हींके चंगुल्से बचनेके ढिये मैने संस) 
ढिया है | क्या फिर भी मैं मूखोंकी तरह उनका खाद 
डिये लौट सकता हूँ 

१ ०७८-भंगबानकी खोज करना और राज्यपदकी ही 
रखना ये दोनों साथ-साथ नहीं हो सकते; इनमें उतना ही विरेध ४ 
जितना धूप और छावामें, आग और पानीमें | जो महुंध एशार 
पाना चाहता है उसके लिये शान्तिको रॉ करना व्यथे है | 

१ ०७९-देहकी चाहे जितना छुक्‍डु:व हो, मत उतरी 

हरयाछ नहीं करते ; उनकी बृत्ति एकमात्र भगवद्गकक्तिमें ली रही 

: है, वे नित्य भक्तिके ऐल्वर्यमें सराबोर रहते हैं | हे 

१०८०-अरं दीया जलनेसे वह झरोखेमें भी प्रकाशित 8! 
वैसे ही भगवान्‌ मनमें प्रकट होते ही अन्य इन्द्रियंमे भी मरी 
उद्पन कर देते हैं । 


संत-वाणी १४१ 


१ ०८१-जो किसी भी बहानेसे, हँसीमें, दुःख अथवा वैसे 
ही भगवानके नामोंका उच्चारण कर लेता है उसके सम्पूर्ण पाप 
नष्ट हो जाते हैं । 


१०८२-सांसारिक भोगेंके प्राप्त होनेपर जो उन्हें लेता ही 
नहीं, वह पूरा मनुष्य है | जो छेता है परन्तु लेकर सच्चे पात्रोंको 
दे देता है वह भी सच्चा है पर वह आधा मनुष्य है, पर्तु जो 
मनुष्य दान लेता है पर किसीको देता नहीं, वह तो मक्लीचूस ही 
नहीं, मधुमक्षिका-जैसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करनेमें वह अपना 
कुछ भी हित या कल्याण नहीं करता । 

१०८३-जो मनुष्य परछोककी साधना न कर केवछ संसार- 
की साधनामें ही छगा रहता है वह इस छोक ओर परलोकमें दुःख 
और नुकसान ही प्राप्त करता है । 

१ ०८४-ज्ञान और प्रेम सर्वया मिन्‍न वस्तु नहीं है। किसी 
भी एक मार्गका अवहम्बन करो, रक्ष्यथलूपर पहुँचते ही इस 
बातको तुरंत समझ सकोगे कि जिसको “अपरोक्षज्ञन! या आत्म- 
दशन कद्दते हैं, सचमुच उसीका नाम श्रेम? है | 

१०८०-रक्त, मांस और हड्डियोंसे बने हुए यन्त्ररूप बहुतेरे 
मनुष्य केवछ खा-पीकर जगतके पदार्थोकों बिगाड़ रहे हैं, उनमें 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य बहुत ही दुलेम है । जो मोहके वश -हुए बार-बार 
जन्म, मृत्यु और जरारूप दुःखोंवाले संसारमें ही पड़ा करते हैं, - 
कुछ भी विचार नहीं करते, उन्हें पशु ही समझना चाहिये । 

१०८६-जो अपने छिये या किसी दूसरेके लिये पुत्र, धन 


५ 
५2 संत-वाणी 


और राज्य नहीँ चाहते और न अधर्मसे ही अपनी उन्नति 

हैं वे ही पुरुष सदाचारी, प्रज्ञाबन्‌ और पार्मिक हैं | 

5 १०८७-गौ अपने गहेमें पड़ी हुई मालके रहने या गिलेई 
जिस प्रकार कुछ भी ध्यान नहीं देती, इसी प्रकार गाख्यकी देरी 
हुआ यह वारीर रहे या जाय, जिसके चित्तकी बृत्ति आनन्दृरृप 
लीन हो गयी है, वह पुरुष फिर उसकी ओर देखता ही नहीं 

? ०८८-भगवानके रूपका ध्यान करो, भगवन्नमरड्डीतर' 
भगभानके गुणालुवादका गायन करो, भगवानूकी लील्भोंश ए 
कथन और श्रवण करो | 

१०८९-है मगवन्‌ ! मेरे जीवनके शेष दिन किसी पिंक 
(शिव, शिव, शिव' जपते हुए बीतें | सॉप और फूलोंका हाए। रह 
बैरी और मित्र, कोमल पुथ-शब्या और पत्थरकी शिला/ सर औरफ 
तिनका और छुन्दरी कामिनी--इन सकें मेरी दृष्टि सम हो जा। 

१ ०९ ०-भगवान्‌ श्रीराम जिसकी ओर शपाकी गजसे देख 
हैं उसके लिये विष अमृत हो जाता है, शहु मित्र हो जाते हैं; तह 
गैंके खुर बराबर हो जाता है, अग्नि शीव हो जाती है और माह 
सुमेह पहाड़ रजके समान हो जाता है । 

१ ०९१-प्रेम-ग्रेम तो सब कहते है। परन्तु परमको कोई रह 
पहचानता, जिसमें आठों पहर भीगा रहे वही ग्रेम है । 


_लो तभी ठगी समझो जब कि वह कभी ने 


१०९२ 
में ही पमा जाय | प्रीति 


जिंदगीमर णी ठगी रहे और मरनेपर थ्यारे 
इसीका नम है| 


संत-षाणी रे 


१ ०९३-प्राणी जब्रसे जन्म छेता है तभीसे उसकी उम्र घटने 
लगती है | बचपन, जवानी, बुढ़ापा यो देखते-देखते जिस तरह तेल घट 
जानेसे दीपक बुझ जाता है उत्ती तरह उसका जीवन वुझ्न जाता हैं। 

१ ०९४-हर्ष्या, छोभ, क्रोध और अग्रिय किंवा कटुबचन--- 
इनसे सदा अलग रहो, पर्मप्राप्तिका यही मार्ग है। 


१०९७५-तिनकेके समान हलका बननेसे, वृक्षके समान सहिष्णु 
बननेसे, मान छोड़कर दूसरोंको मान देनेसे, इृश्की महिमा समझनेसे 
तथा अभिमानका त्याग करनेसे साधना शीघ्र सफल होती है | इस 
प्रकारकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये सत्सड़, धर्मग्रन्य और भक्त- 
चरित्रका अभ्यास, गुरु-आज्ञाका पालन तथा माता-पिता भादि 
गुरुजनोंकी तथा भक्तोंकी सेवा-यूजा करना बहुत आवश्यक है। 


१ ०९६-सत्ययुगमं भगवानके ध्यानसे, त्रेतामें यज्ञसे, द्वापरमें 
सेवासे जो फल मिलता है, वही कलियुगमें केवल श्रीहरिकीरत॑नसे 
मिलता है | अतरखव जो दिन-रात श्रीहरिका प्रेमपूर्वंक कीर्तन करते 
हुए ही धरका सारा काम करते हैं, वे मक्तगण धन्य हैं ! 

१०९७-एक क्षणके ढिये भी आयुका नाश होना बंद नहीं 
होता, क्योंकि शरीर अनित्य है | अतरव बुद्धिमान पुरुषोंको 
विचारना चाहिये कि नित्य वस्तु कौन-सी है | उस नित्य बस्तुको 
जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है| - । 


१०९८-जब काल सुमेरु-जैसे पबतको भी जला देता है, 
बड़े-बड़े सागरोंकों सुखा देता है, प्ृथ्वीका नाश कर देता है तब 
हाथीके कानकी कोरके समान चब्बल मनुष्य तो किस गिनतीमें है ? 


१४६ संत-चाणी 


१११ ०-मन, वागी और कर्मसे प्राणिमावरके साथ आओ 
सत्रपर कृपा और दान--यही साधु पृरषोंका सनातन कम है | 

११११-जो आत्मनिष्ठ हैं तथा जो आत्माके सिवा कुछ । 
नहीं चाहते, वे विषयी मनुप्योंकी माँति रमणीय वरतुकी ग्रा्तिम हि 
नहीं होते और दुःखरूप वस्तुकी ग्राम उद्दिग्न नहीं होते | 

!११२-सोये हुए गाँवको जैसे बाढ़ बहा ले जाती है, पे 
ही पुत्र और पद्ञुओंमें लिप्त मनुष्योंको मौत ले जाती है | जब ३ 
पवाड़ती है उस्त समय पिता, पुत्र, बन्धु या जातिबाहे कोई मे 
रक्षा नहीं कर सकते | इस बातकों जानकर बुद्निमात पुरी 
चाहिये कि वह शीढ्वान्‌ बने और निर्वाणकी ओर हें जनेवारे 
मार्गकी जल्द पकड़ ले | 

! ११ ३-भगवाव्‌की मायाके दोष-गुण बिना हरिमिगनके नही 


जाते, अतएव सब कामनाओंकों छोड़कर श्रीशमको भजी | 


१११४-जो दिन भांज है वह कढ नहीं रहेगा, वैतना है 


तो नबदी बेत जा, देख, मोत तेरी घातमें धूम रही है । 

५-श्रीरामके चरणोंकी पहचान हं९ बिना महु्यी 
केवल भेष बनाकर दाद 
एणोमें ग्रे नहीं कर) 


8 
मनेक्ी दौड़ नहीं मिव्ती, जो थेग 
अल्ख जगते हैं, पर भगरानके च 
उनका जन्म ढथा है । 

१११६-जो शास्ति) दोस्त उपर तितिश्वु और 8 
गेता है वही आत्षाकों देखता है और वही सबका आत्मरप होती है | 


संत-चाणी १४७ 


१११७--जिन्‍्होंने काम, क्रीध, ठोम, मोह, मद, मत्सर--इन 
छः शत्रुओंकी जीत लिया है वे पुरुष इश्वरकी ऐसी भक्ति करते हैं 
जिसके द्वारा भगवानूमें परम प्रेम उद्यन्त हो जाता है । 

१११ ८-जैसे ग्रवाहके वेगमें एक स्थानकी वाद अठग-अलग बह 
जाती है और दूर-दूरसे आकर एक जगह एकत्र हो जाती है ऐसे ही 
कालके द्वारा सब ग्राणियोंका कभी वियोग ओर कभी संयोग होता है | 

१११९-सरछता, कतेत्यपरायणता, प्रसन्‍नता और जितेन्द्रियता 
तथा बृद्ध पुरुषोंकी सेवा इनसे मनुष्यको मोक्षकी ग्राप्ति होती है |. 

११२ ०-जिससे सब जीव निडर रहते हैं और जो सब प्राणियों- 
से निड्र रहता है वह मोहसे छू हुआ सदा निर्मय रहता है | , 

११२१-जो मनुष्य समस्त भोगोंको पा जाता है और जो सब 
भोगेको त्याग देता है, इनमें सब्र भोगोंकों पानेबालेक़ी अपेक्षा सबका 
त्याग करनेवाल श्रेष्ठ है । ह 

११२२-जो संग्रहका त्याग करके अपरिप्रहमें रत है, ऐसे 
चित्तके मलेसे रहित हुए ज्ञानवान्‌ पुरुष ही निर्वाणको प्राप्त होते है। 
११२३-जैसे अभ्निके समीप रहनेवाले पुरुषकों अन्धकार 
भर शीत अग्निकी खाभाविक शक्तिसे ही दूर हो जाता है, बैसे ही 
पापी-पुण्यात्मा जो कोई भी भगवानकों मगता है, वही उनकी 
महिमाको जानता है और वही शान्ति प्राप्त करता है। 
११२४-जब दृश्य नहीं है, तब दृष्टि भी कुछ नहीं है | थक 
बिना देखना कहाँ, दृश्यके कारण ही द्रष्ठ और दर्शन हैं | 
११२०-काम, क्रोध, मद, लोभकी खान जबतक मनमें हैं, 
तबतक पण्डित और मूलमें क्या भेद है ? दोनों एक समान ही हैं 


संत-बाणी 


नाक 
ध्ज 
घर 


११२६-पब ओरसे मतको हृशकर भण्ानके चंणोंक 
क्रय हेनेत्रले भगवानके प्रिय पुरुषमें यदि कोई दोष भी हो ते 
हृदय रहनेवाले सर्वेश्वर भगवान्‌ उसे नष्ट कर देते हैं | 

१ १२७-यह अखिल जगत्‌ सर्वभूतमय भावान्‌ विशुका ही 
विस्तार है,अतरव ज्ञानी पुरुष इसे अपने साथ आत्मवत्‌ अमेदहपे देखे 

११२८-यह अक्षर ( कमी नाश ने होनेवाढा ) ही नह है 
अक्षर ही परम है, इस अक्षरकों ही जानकर जो पुरुष जैसी इच्छा 
करता है, उसको वही प्राप्त होता है। इस अक्षर पलक 
आश्रय ही श्रेष्ठ है | यह आश्रय सबसे उत्तम है | इस भरता 
रस्म जानकार जीव अहालोकमें पूजित होता है । 

११२९-चित्तसे निरन्तर परमाताका बिन्तन करते रहो 
अनित्य धनंकी चिंन्ता छोड़ दो | क्षणभरके साधुसज्को भी 
भवप्तागस्से तारेनेके लिये नौकाखलरूप समझे | 

११३ ०-पोगोंगे रोगका मय है, कुछमें च्युत होनेका भप है, 
धनों राजाका मय है; मोनमें दीनताकों भय है, बढगें बैरीका भय 
है, हुपमें बुढ़ापेका भय है, शाल्रगें ख्वादका भय है। गुण 
दुशेंका मय है, शरीरों मृत्युका भय है, इसी प्रकार संसारकी प्मी 


बल्तुओंमे मलुष्योंको को-न-कोई भय है | केवक एक 'वैशग्य्म 


कोई भय नहीं है । 
११३१- इस संप्तारकी अपेक्षा भी कोई प्रियतम वर्तु ही 
अवय है। वयोंकि यह मत समय-समय इससे छूटकर उसी 


ओर दोड़ता चिता है | 


संत-वाणी १ ४ रे, 


११३२-संसार क्षणमहुर और अनित्य है, यहाँ एक पलका 
नी भरोसा नहीं; जो कुछ कल्याणका काम करना है, तुरंत कर छो | 

११३३-गायका तुरंत जन्मा हुआ बच्चा जैसे बीसों बार 
गिरने-उठनेपर कहाँ खड़ा हो सकता है, इसी प्रकार साधना करते 
समय साधक अनेक बार गिर पड़नेपर कहीं अन्तमें सिद्धि-लाथ 
करता है | 

११३४-यदि मेरे दिलमें तीरकी नोंक नहीं चुभवी तो तीरका 
कया दोष है ? क्योंकि मेरे दिलमें जो प्रेमकी आग जलती है, वह 
बतनी भइक रही है कि उसमें छोहा भी पड़े तो वह गछ जाता है | 

(११५७-जों हंदय कोमल, दीन और भगवानके बिरसे 
व्याकुढ है, उसीमें प्रभुका निवास है | 

१११६-संस्तारके छोग मेरी जितनी चाहें निन्दा करें, में 
स्का कुछ विचार नहीं करता। जिसके मुख है जो इच्छा हो 
सो कहे। मैं तो हरिस्समें मतबाला होकर कमी घ 
कभी नाचता हूँ और कभी सो जाता हूँ | 

१६२७-मनुप्य मनुष्यकी आँलोमे धूछ श्लोक सकता है; प्‌ 
परमात्माकी आँखेंमे धूछ नहीं झोंकी जा सकती | 


रतीप लोटता हूँ, 


११३८-ब्ियोंकी मीठी वातोंमें नहीं भूलना चाहिये । इनकी 
बातें रतमयी हैं, किन्तु वैरागीके लिये तल्वारकी घारके समान हैं | 
उनसे अपनी रक्षा करना कठिन है | 

११३९-जो परायी ब्ियोंको माताके समान नहीं मानता 
दह महामूल्ष है। उसके पापका ग्रायश्चित्त नहीं | 

११४०-जों पर-जषियोंकों माताके समान, पराये-धनको मिडीके 


3 संत्त-वाणी , 


ढेलेक्रे समान और सब प्राणियोंकों अपने समान समझता है, 
देखता है भर तो सत्र अच्चे हैं | 
((श! _जरीर अनित्य है, ऐश्वर्य अन्य है। मृत से 
पास है, इसलिये धर्म करों | 
“* ११४२-जों अपना जीवन छुखते बितान चहें वे विष्योका पई 
ने करें और जो परमपदके अमिदापी हों, वे तो उनका बाम मी व | 
>« -११४३-नो तुहारी वार्तोको सुनना बाहें उन्हींको अपनी बरतें 
छुनाओ । जो तुम्हारी बते' सुनना न चाहें उनके गले संत पड़ी | 
:  ११३४-विषयभोगेमें सुख नहीं है । एकन-एक दि 
मनुष्यों इनसे अछ्य होना ही पढ़ता है, अछा होगेके एम 
विषयमोगीकों बड़ा दुःख होता है। 
* ११ ४७-आक्मचिन्तन करो, पर आक्षविन्तन कला सह 
क्षम नहीं है | इसके डिये मतको वें करना होगा, उसे विषयों 
हठाना होगा, उसे इंतियोंसे अछ्ग की उतार करना होगा। तंगी 


सफलता हो सकेगी | 
११४६-मर्ख मुध्य 
हिये मंर-मारा किसी है | जब कुछ 
और कह्पता है । 
११४७-यदि वें छुख-शात्तिते जीवनयापत करनी चहियो 
पुदेसे निकलकर भाग सन्तोप कर | 
[| मैं तुझे पूछता हैँ कि रतन 


भाग्यपर सन्तोष नहीं करता, घने 
हाथ नहीं छाता, ते रत 


है तो एृष्णा पिशाचीके 
११३८-आरी परम व्ण्ण 
“बुक कर्क मी तुझे सन्‍्तोष हुणा या नहीं ! 


संत-वाणी १५१ 


११४९-सूर्यके उदय और अस्तके साथ मनुष्णोंकी जिंदगी 
रोज घटती जाती है | समय भागा जाता है, पर कारोबारमों मशगूल 
रहनेके कारण वह भागता हुआ नहीं दीखता । लोगोंको पैदा होते, 
विपत्तिग्रस्त होते और मरते देखकर भी मनमें भय नहीं होता । 
इससे मादूम होता है कि मोहमयी प्रमादरूप मदिरा (शराब) के 
नशेमें संसार मतवाला हो रहा है | 


११५०-मनुष्य दूसरेको वृढ़ा हुआ तथा मरनेवालत देखता है 
पर आप यही समझता है, मैं तो सदा जवान रूँगा---अमर रहूँगा। 

११०१-मनुष्यो | मिथ्या आशाके फेरमें दुर्लभ मनुष्य-देहको 
यों ही नष्ट न करो। देखो, पिरपर काल नाच रहा है। एक ख़ासका 
भी भरोसा न करो | जो खास बाहर निकल गया वह वापस आवे 
न आवे इसलिये गफ़ढत और बेहोशी छोड़कर, भपनी कायाको 
क्षणभह्ुर समझकर दूसरोंकी मछाई करो और अपने सिरजनहाएं 
मन ढाओ, क्योंकि नाता उसीका सा है | 

११५२-माँगना और मरा दोनों समान हैं बल्कि माँगनेसे 
मरना भला । याचना करनेसे त्रिकेकीनाथ भगवानकों भी छोठ होना 
पड़ा, तब दूसरोंके लिये तो कहना ही क्या ! 

११५३-हाथके ऊपर हाथ करो, पर हाथके नीचे हाथ न 
को, जिस दिन दूसरोंके आगे हाथ फैलनेकी नौबत आवे, उस दिन 
मरण हो जाय तो अच्छा ) 

११०४-स्त्री-पुत्रोंके पाठन-पोषणकी चिन्तामें मनुष्यकी सारी 
आयु बीत जाती है पर परमात्माके भजनमें उसका मन नहीं लगता 


१५६ है 
हे संत-वाणी 


!१५०-ली-माया ही संतार-वृक्षका बीज है | शर प्र 
रत, रूप और गन्ध उसके पत्ते; काम-कोधादि उसकी बह 
पुत्र-कन्या प्रश्नति उसके फछ हैं और दृष्णारुपी जहसे यह संता! 
वृक्ष कता है । 

! १५६-छोह और काठकी वेड़ियोंसे चाहे कमी छुत्वाए हे 
जाय, पर ढी-पत्रादिकी मोहरूपी वेड़ियोंसे पुरुषका पीछ नहीं है 
सकता | जिनके मुँह देखनेसे पाप गत है लीके हिये उन्हींगी 
खुशामदें करनी पढ़ती है | 

!१५७-किस्मतकों देखो कि जिसने मलुष्यक्ी कितगी 
कमजोर बनाया, पर काम उससे दोनों छोकोंके लिये गये | उसे कु 
छोक और परछोककी फिक्न ढगा दी । 

१ १०८-स्त्रीके वें होगा सर्वनाशका वीज ब्ोता है | 
१ १७९-र्दनपर बिखरे हुए बालोवाल कराह्मुखी एिंह। 
अत्यन्त मदवाढ हाथी और बुद्विमान्‌ समरहार पुर भी लियेते 
आगे परम कायर हो जाते हैं | | 
११६०-महुप्य अपने पार्पोको कितना ही छिपे पर 
त-एक दिन वे प्रकट हो ही जाते हैं | 
,११६१-थी, नो, तेछ, चावल, 
ब्िन्तामें बढ़े-बड़े मतिमानोंकी उम्र पूरी 
मतुष्यकों ईअरर-भजनकी तय नहीं मिलता | 
११ ६२-जितनी आवह्यकताएँ कम होंगी 
(मा छोग महल्ेंमे त रहकर इक्षेकर नीचे 


साग और शलिवितंकी 
हो जांती है | हमे 


उतनाही ठुख के 
उम्र काट देते ४ । 


इस्ीलिये सह 


संत्त-वाणी ५० 


१ १६३-विषयाको हमने नहीं मोगा, किल्तु विषय हमता ही 
मुगतान कर दिया, हमने तपकी। नहाँ ता किल्पु तपन्त हम ६ | तथा 
डाल, कालका खात्मा न हुआ, किल्तु हमारा ही खात्मा है चल, 
वृष्णाका बुढ्ापा न आया किल्तु हमारा हा बुढ़ाया आ गया | 
११६४-छोग दुनियाकों नहीं छइते, दुनियाही भछे उन्हें 
निकम्मा करके छोड़ दे | 
१६७-जो ढोंग शक्ति-सामर्थ्य रहते विपयोकों छोड़ते ६, 
वे ही प्रशंसाके भाजन होते हैं 
११६६-घर-जंजालगि रहकर सर्दा-र्मी और झोक-ताप 
शादिके कष्ट उठने ही पड़ते हैं, फिर तप ही क्यों ने किया जाय ! 
क्योंकि घरदी इंगयेके दु:खे कोई छाम नहीं, किन्तु तपसे खर्ग 
ओर मोक्षुकी प्राप्ति हो सकती है | 
११६७-धनके ध्यानसे जो सुब्र मिलता है, वह क्षणशर्यी 
और झूठ है। इसलिये श्रन-ध्यान छोड़कर, आशुतोष भगवास्‌ 
शिक्के चरणोंका ध्यान करना अच्छा, जिससे सभी मनोरथ पूर होते 
. हैं और अन्तों जन्म-मणणके झगड़ेसि छुटकारा मिलकर परमपद- -- 
मोक्ष मिल जाता हैं । 
११६८-चेहरेपर झुर्रियाँ पड़ गयी, सिरकके वाठ पककर सफेद 
हो गये, सारे भ्ढ ढीछे हो चढि--पर तृष्णा ते तरुण द्ोवी जाती £ | 
११६९-जबानी बुद्ापसे, आरोग्यता व्यावियधति औी 


| 
मृयुसे ग्रसित है, पर हष्णाको£: कंती उपवका देर नहीं | 


११७०-मनुष्य नितान्त निकम्या और जर्जरशगर हानपर 
भी एक नहाँ व्यागता, यही बड़े आश्र्यकी बात- £ | 


१५४ संत-वाणी ' 


११७१-अड् शिथिल हो गये हैं, बुढ़ापेसे सिर सफेद है 
गया, मुँहके दाँत गिर गये, हाथमें ली ठकड़ीकी, तरह शरीर बाप 
है; तो भी मनुष्य आशारूपी पात्रको नहीं त्यागता | 

१ १७२-भगवानके दर्शनके लिये जिसके मनमें अत्यम्त तीः 
आकर्षण होता है, वह विषयोंकी क्षणमहुरता और अनिदताव 
देखकर विषयोंकी ओर कभी ताकता ही नहीं | | 

१ १७३-शरणागतिक द्वारा भगवानसे उपदिष्ट साधनों ह' 
जानेपर शरणागत साधककों भगवान्‌ ख्ं अपने खरूपका तह 
समझा देते हैं | 

१ १७४-इस मृध्युके जगतूमें अमृतके पानेका एक ही उपाय है| 
जो केवछ उसीकी ओर देखता है, दूंसरी ओर ताकता ही नहीं वही 
मृत्युके हाथसे छुटकारा पा सकता है । 

१ १७५-मैसे संसारकी बात सोचते-सोचते मलुष्य बड़ा भार 
संसारी बन गया है वेसे ही $श्वरकी बात सोचते-सोचते वीक वे 
ही बन सकता है । 

१ १७६-ददयमें कामनाओंका निवास है, उसीको 'संसार' कहते 
हैं और उनके सब तरहके नाश हो जानेको 'मोक्ष” कहते हैं | 

१ १७७-जो निःस्पृह हैं, जिन्हें कामता या ठ्णा नहीं, वे 
मनुष्यरूपमें ही देवता हैं । 

१ १७८-जों जन्म-मण्से छु्त होना चाहते हैं वे ढगी 
राक्षसीके सुलावेमें न आयें । इसके चक्ररमें पेसनेसे मु: बाप 
। होकर नीच-ऐ-नीच कर्म करनेपर उतारू हो जाता है | 


संत-वाणी १५५ 


११७९-सूर्य और चन्द्रको रात-दिन चक्कर ढगाने पड़ते 
हैं। एक दिन क्या एक क्षण भी ये स्वेच्छानुसार आराम नहीं कर 
सकते, तब हम और आप तो किस गिनतीमें हैं । 

११८०-बड़ोंकी दुर्दशा देखकर छोटोंको अपनी विपत्तिपर 
रोना-कम्पता नहीं बल्कि सन्‍्तोष्ष करना चाहिये। संसारमें कोई 
सुखी नहीं है । 

११८१-विषयोकी चाहे जितने दिनोंतक क्‍यों न॑ भोगो, 
वे एक दिन तुम्हें निश्चय ही छोड़ देंगे, तो उन्हें तुम खयं ही 
क्यों न छोड़ दो ? तुम्हारे छोबनेसे तुम्हें अनन्त सुख मिलेगा और 
उनके छोड़नेसे तुम्हें अत्यन्त दुःख उठाना पड़ेगा । 

११८२-तृष्णा विषयोंके संसर्गसे बेहद बढ़ती है । 

११८३-जो वृष्णाको त्यागते हैं, तृष्णासे नफरत करते हैं, 


४ 


उसे पास फटकने नहीं देते, उनसे तृष्णा भी दूर भागती है। 


११८४-तृष्णाको शीघ्र छोड़ो | पुरानी होनेसे वह और भी 
बल्वती हो जायगी, फिर उसे त्यागना आपकी शक्तिके बाहर हो 
जायगा | 


११८५-पत्तों और जलूपर गुजर करनेवाले ऋषि भी जब 
ब्वियोपर मोहित हो गये, तब घी-दूध खानेवालोंकी कया बात है ! 

११८६-लीका दशन ही ऐसा है कि जिससे देवता भी 
धैर्य त्याग देते हैं | 

११८७-जहाँ ली है वहाँ सभी विषय हैं! यही संतोंका 
अनुभव है। 


११७१-अज्ठ शिथिल हो गये हैं, बुढ़ापेसे सिर सफेद हो 
गया, मुँहके दाँत गिर गये; हाथमें ली उकड़ीकी, तरह शरीर कॉपता 
है; तो भी मनुष्य आशारूपी पात्रको नहीं व्यागता । 

११७२-मगवानके दर्शनके लिये जिसके मनमें अलग्त ती। 
आर्काण होता है, वह विषयोंकी क्षणमहुरता और अविधिताको 
देखकर विषयोंकी ओर कमी ताकता ही नहीं | 

! १७३-शरणागतित्रे द्वारा भगवानसे उपदिष्ट सापतमे 8॥ 
जानेपर शरणागत साधकको भगवान्‌ खर्य॑ अपने खरूपका ते 
समझा देते हैं | 

११७४-हस मृध्युके जगतमें अग्ृतके पानेका एक ही उपायहै | 
जो केवक उसीकी ओर देखता है, दूसरी ओर ताकता ही नहीं, की 
मृत्युके हायसे छुटकारा पा सकता है | 
मे संसारकी बात सोचते-सोचते मचुथ वी भारी 


१ १७५-जै 
की बात सोचते-सोचते गीत बे 


संसारी बन गया है बैसे ही ईश्वर 
ही बन सकता है । 
१ १७६-दंदयमें कामन 
हैं और उनके सब तरहके नाश 
१ १७७-जो निःरस्टृह हैं, 
मल॒ष्यरूपमें ही देवता हैं | 
११७८-जो जन्म-मरणसे मुक्त होना चाहते हैं वे दृर्ण 
_शाक्षसीके भुलवेमें न आवें | इसके चक्करमे फँसनेसे गुण बाध 
होकर गीच-ऐे-तीचे कर्म करनेपर उतारू हो जीता है | 


(ओंका निवास है, उसीको (सार! कहते 
ञ हो जानेकी मोक्ष! कहते हैं| 
जिन्हें कामना या दशा नहीं, 


संत-वाणी ' १५५ 


११७९-सूर्य और चन्रकों रात-दिन चक्कर छगाने पड़ते 
हैं | एक दिन क्या एक क्षण भी ये स्वेच्छानुसार आराम नहीं कर 
सकते, तब हम और आप तो किस गिनतीमें हैं | 

११८०-बड़ोंकी दुर्दशा देखकर छोटोंको अपनी विपत्तिपर 
रोना-कह्पना नहीं बल्कि सनन्‍्तोष करना चाहिये। संसारमें कोई 
छुखी नहीं है । 

११८१-ब्षियोंको चाहे जितने दिनोंतक क्‍यों न॑ भोगो, 
वे एक दिन तुम्हें निश्चय ही छोड़ देंगे, तो उन्हें तुम खय॑ ही 
क्यों न छोड़ दो ? तुम्हारे छोडनेसे तुम्हें अनन्त छुख मिलेगा और 
उनके छोड़नेसे तुम्हें अत्यन्त दुःख उठाना पड़ेगा | 

११८२-ठष्णा विषयोंके संसर्गसे बेहद बढ़ती है । 

११८३-जो वृष्णाको त्यागते हैं, तृष्णासे नफरत करते हैं, 


उसे पास फटकने नहीं देते, उनसे तृष्णा भी दूर भागती है| 

११ ८४-वृष्णाको शीघ्र छोड़ो ! पुरानी होनेसे वह और भी 
बलवती हो जायगी, फिर उसे त्यागना आपकी शक्तिके बाहर हो 
जायगा । 


११८७-पत्तों और जल्पर गुजर करनेवाले ऋषि भी जब 
ब्वियोंपर मोहित हो गये, तब घी-दूध खानेबालोंकी क्‍या बात है : 

११८६-ब्लीका दर्शन ही ऐसा है कि जिससे देवता भी 
धैर्य त्याग देते हैं । 

११८७-जहाँ सी है वहाँ सभी विषय हैं! यही संतोंका 
अनुभव है | 


57] * खंत-वाणी 
११८८-न ते बीके साथ बात करनी चाहिये, ने पूछे 
देवी द्ीकी याद करनी चाहिये और व उसकी चर्चा का 
हिये | यहाँतक कि उसका चित्र भी न देखे | 
११८९-विप्य विष हैं, इनका त्याग ही छुखकी जड़ है | 
११० ०-कामको जीतो । जिसने कामकों जीत ढिया उसे 
सत्र कुछ जीत लिया । 
/११९१-अपने मतलबके लिये त्रीको पति प्यारा होता है। पति 
टिये ब्रीको पति प्यारा नहीं होता | यही अवरा दूसरी ओर भी है | 
११९२-सबकी प्रीति झूठी है | प्रीति तो एकमात्र अं 
ही सच्ची है | 
११९३-ब्ली सॉपसे भी भयड्डर है | सॉपके तो काटनेसे गहुप 
मरता है, पर हीकी रूप-चिन्तनामात्रसे ही मनुष्य मर जाता है। 
११९४-कामी पुरुषों और कामिनियोंके संसर्गले पुरुष वागी 
हो जाता है तथा आगेक्े जन्ममें भी क्रोधी, लोेमी और मोही होता है। 
११०७-ढयको देखनेमात्रसे ही जहर चढ़ जाता है | 


रूपलाल्सा छोड़ दे | 
११९६-हूपकी छाढता काछी नागिन है। कैब इरता 


' ताम जपनेवाले ही उससे बचे | 
११०९७-जहें डूबा बच जाता हैं पर विषयोंगे ड्बा नहीं बचता | 


११९८-एक कब्चव और दूसरी कामिनी इनते बेचकर रहा | 
मे भगवान्‌ और जीवके बीचम खाई वात हैं । 
११९०-जितना ग्रेम जातक रुपाम्त है उतना उस जग 


में हो तो फ़िर क्या वहा ५ 


संत-वाणी १०७ 


१२००-सूखी हड्डीमं खून नहीं होता पर कुत्ता सूखी हड्डी 
चबाता है | उसे अपने खूनका खाद आता है पर वह अज्ञानी उस 
आनन्दको हड्डामें सबझता है यही दशा विषयी पुरुषोंकी है । 
१२०१-दुलभ मनुष्य-चोा पाकर और वेद-शात्र पढ़कर 
भी यदि मनुष्य संसारमें फैसला रहे तो फिर संसार-बन्धनसे 
छूठेगा कौन ! 
१२०२-काम, क्रोव, लोभ और मोहकों छोड़कर आत्मामें 
देख कि मैं कौन हूँ । जो आत्मज्ञानी नहीं हैं, जो अपने खरूप या 
आत्माके सम्बन्धमें नहीं जानते, वे मूल नरकोंमें पड़े हुए सड़ते हैं । 
१२०३-जिपे किसी चीजकी जरूरत नहीं, वह क्िसीकी 
खुशामद क्यों करेगा ? निःस्पृहके लिये तो जगत्‌ तिनकेके समान 
है | इसलिये सुख चाहो तो इच्छाओंकों त्यागो | 
१२०४-जो जितना छोठा है वह उतना ही घमण्डी और 
उछलकर चढनेवाढ्ा है, जो जितना ढी बड़ा और पूरा है, वह 
उतना ही गम्भीर और निरमिमानी है। नदी-नाले थोड़े-पे जल्से इतरा 
उठते हैं किन्तु सागर, जिसमें अनन्त जल भरा है, गम्भीर रहता है । 
१२०५-अभिमान या अहड्डार महान्‌ अनथोंका मूल है--.- 
यह नाशकी निशानी है | 
१२०६-यह राज्य और घन-दौरुत क्या सदा आपके कुछों 
रहेंगे या आपके साथ जायँगे ? त्रिचारिये तो सही | 
१२०७-हे मनुष्य ! जोशमें आकर इतना जोश-छरोश न 
दिखा; इस दुनियामें बहुत-प्े दरिया चढ़ चढ़का उतर गये--- 
कितने ही बाग लगे और सूख गये | 


१५८ संत-घाणी 


१२०८-हे मनुष्य ! मौतसे डर, अभिमान त्याग | 

१२०९-मनुष्यके धमण्डका कुछ ठिकाना है---किसीको कुछ 
नहीं समझता | मौतने इसे छाचार कर खखा' है, नहीं तो यह 
ईश्वरकों भी कुछ नहीं समझता | 

१२१ ०-अपने ग्रवक् शत्रु अमिमानका नाश करो | 

१२१ १-मनुष्यकों जो माँगना हो, सर्वशक्तिमान्‌ मगशनसे 
माँगना चाहिये, वही सबकी इच्छा पूरी कर सकता है | 

१२१२-है दास ! राम-जैत्षा मालिक तेरे सिर खड़ा है 
फिर तुझे क्या अभाव है ? उसकी कृपासे ऋद्ठि-सिद्धि तेरी से 
करेंगी भौर मुक्ति तेरे पीछे फिरेगी । 

१२१ ३-अगर सेवक दुःखी रहता है तो परमात्मा भी तीनों 
काम दुःखी रहता है | वह दासको कश्में देखते ही क्षणभर्ो 
प्रवट होकर उसे निहाल कर देता है | 

१२१४-जित्षकी गाँठगें राम है, उसके पास सब सिद्ियाँ है । 
उसके आगे अ सिद्धि और नव निषि हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं । 

१२१५-जैसे सूर्यमे रात और दिनका भेद नहीं है बे 
ही विचार करनेपर अखण्ड चित्खरूप वेवढ झुद्ध आलतजों 
बन्धन है और न तो मोक्ष | कितने आश्चर्यकी बात है कि प्रभुवी, 

जो हमारे आत्माके आत्मा हैं, हम पाया मानकर वहरस-वाहिर 
ढूँढ़ते फिरते हैं ! | 
..._१२१६-माँझीकी अहसान मेरी व ; 
नाव इशिर्के नामपर छोड़ दी है और उसका ढंगर भी तोड़ 


[ उठये, मैंने वो अत 
दिया ९ | 


संत-वाणी १५९ 


१२१७-जब मुझे बुद्धिमानोंकी सोहबतसे कुछ माुम हुआ, 
तब मैंने समझा कि मैं. तो कुछ भी नहीं जानता | 

१२१८-हे मल्नि मन | तू पराये दिलकों प्रसन्न करनेमें 
किसलिये लगा रहता है ? यदि तू तृष्णाकों छोड़कर सन्तोष 
कर ले, अपनेमें ही सन्तुष्ट रहे तो तू खय॑ चिन्तामणिश्लरूप हो 
जाय । फिर तेरी कौन-सी इच्छा पूरी न हो ! 

१२१९-जब आँखोंमें प्यारे कृष्णी मनमोहिनी छवि समा 
जाती है तब उनमें और किसीकी छबिके लिये स्थान ही नहीं रहता | 

१२२०-जिस तरह सरायको भरी हुई देखकर उसमें 
कोठरियाँ खाी न पाकर, मुस्ताफिर छो5 जाते हैं उसी तरह 
नयनोंमे मनमोहनकी बाकी छबि देखकर संसारी मिथ्या खूबसूरतियाँ 
आँखोंके पास भी नहीं फटकती । 

१२२१-जिस सुखके लिये मनुष्य इतनी आफतें उठाता है, 
उस सुखका सच्चा सोता तो खयं उसके दिल्में मौजूद है | 

१२२२-यों तो संसारमें जरा भी सुख नहीं--सर्वत्र 
भय-ही-भय है, पर दुष्ट और नीचोंका मय सबसे भारी है । 

१२२३-अगर आपको साँप उसे, बिच्छू काटे और हाथी 
मारे तो कुछ हज मत समझो | आगमें जलने, जलूमें डूबने और 
पहाड़से गिरनेमें भी कोई हानि न समझो, ये सब भले हैं--इनसे 
हानि नहीं; हानि और खतरा है दुश्की सह्गतिसे, इसलिये दुर्जनकी 
सोहबत मत करो | 
० ४-हमारी सुबुद्धि हमसे कह रही है कि मनरूपी 
शेतानके भरमानेमें मत आओ | मनकी राहपर न चढो, बल्कि 


१६० । संत-बाणी 


मनकी अपनी राहपर चछाओ | सच्चा सुख वैशफों ही है ए 
महावाक्यको क्षणभर भी ने मूलछो | 

९२२०-कमढके पत्तेपर ठहरी हुई जलकी बूँदके समर 
क्षणभहुर प्राणोंके लिये, मूखतावश धनमदसे निःशंक धनी महुष्थेके 
सामने वेहया होकर अपनी तारीफ आप करनेका घोर पाप कोपने- 
वाले हमलोगोंने कौन-सा पाप नहीं किया ! 

१२२६-जिस तरह पानीका बुढबुढ्य उठता और क्षणमतें 
नश्ट हो जाता है उसी तरह आदमी पैदा होता है और क्षणमर्रों 
नष्ट हो जाता है | 

१२२७-यह मनुष्य उसी तरह अद्य्य हो जायगा, जिप 
तरह सवेरेका ताण देखते-देखते गायब हो जाता है | 

१२२८-जिसत तरह. देखते-देखते हौज़का पानी भेरीकी 
राहसे निकलकर बिला जाता है, उसी तरह यह जीवात्मा देहे 
निकल जायगा, दस-पाँच दिनकी देर समझिये | 

१२२९-ऐसे चन्नढ जीवनके छिये अज्ञानी मनुष्य नीच-से- 
नीच कर्म करनेमें संकोच नहीं करता--यह बड़ी ही छज्ञाकी बात 
है | अगर मनुष्योंकी हजारों, छाखों बरसकी उम्र मिलती अथवा सभी 
काकमुश॒ग्डि होते, तो न जाने मनुष्य क्या-क्या पापकर्म न करता 

१२३ ०-मनुष्पी | आँखें खोलकर देखो और कान छगाकर 
हुनो ! मिह्री और पत्थर अथवा ठकड़ी वगेरहकी बी चीजोंकी कुछ 
उम्र भी है, पर तुम्हारी उम्र कुछ भी नहीं | अतः इस ध्षणलावी 
जीवनमें पाप-कर्म ने करो । 


संत-वाणी १८१ 


१२३१-हे भाई । केसे कष्टकी बात है ! पहले यहाँ कोप्ता 
राजा राज करता था; उसकी राजसमभा केसी थी, उसके यहाँ कैसे 
कैसे शूर, सामनन्‍त और सेना एवं चन्द्रानना द्षियाँ थी, पर आज सब 
सूना है | सबको काल खा गया | 

१२३२-जिन मकानेम तरह-तरहके बाजे बजत और गाने 
गाये जाते थे, वे आज खाली पढ़े हैं | अब उनपर कौर बैठते हैं | 

१२३३-जिसे सूर्य कहते हैं वह भी एक ऐसा चिराग--- 
दीपक है, जो हवाके सामने रक्खा हुआ और प्थव बुझा, अब बुझा 
हो रहा है, तब औरोंक़ी तो बात ही क्या ? संसारकी यही दर्ञा है। 

१२३४-९क दिन इस जगत्‌का ही अछ्तित्व नहीं रहेगा, 
तब और किसकी आस्था की जाय ? यह जगत्‌ ही श्रममात्र है | 

१२३५-बारी-बारीसे सभी प्यारे और मित्र चल बसे ! अब 
तेरा नंबर भी नित्य निकठ आता जाता है। 

१२५३६-काल-देवता अपनी पत्नी काढीके साथ, संसाररूपी 
चौपड़में दिन-रातरूपी पासोंको छढ़का-दढ़काकर और इस जगतके 
प्राणियोंकी गोटी बना-बनाकर खेल रहा है । 

१२३७-मनुष्य-जीवन बहुत ही थोड़ा है । इसलिये मनुष्य- 
को जबतक दम रहे सब्र कुछ तजकर एकमात्र परमात्माका भजन 
करना चाहिये । 

१२५३८-जिस तरह कच्चे घड़ेको फूटते देर नहीं उसी 
तरह इस शरीरकों नाश होते देर नहीं । 

१२३९-बाहरी युक्ति और तकोंके द्वारा जो भगवानूके 

स० वा० ११-- 


!द्र संत-धाणी 


अखिलका निरूपण किया जाता है, वह केवल बाह्य वाणीका किए 
मात्र है, उससे भगवानका यथा ब्रोध नहीं हो सकती | 
१२४ ०-आज तुम्हारा शरीर आरोग्य है, आश्रय नहीं १ 
तुम बीमार होकर मरण-श्यापर पड़े हो अथवा मर हीं जाओ 
इसलिये चेत करो, होश सँभालो और आगेकी सफरवा झी एें 
बन्दोब्स्त करो ! 
१२४१-नो यहाँ क्रोओगे वही वहाँ कांगोगे | यहाँ अब 
करोगे, तो वहाँ अच्छा पाथोगे | 
१२४२-यह जीवन सपनेके समान है । 
१२४३-जिस तरह रातके खणको मिथ्या समझते हो अत 
तरह दिनके छश्योंको भी मिथ्या समझी | 
१२४४-३स दुनियामें काम बहुत हैं और उम्रका यह होंठ 
है कि पठक मारनेमरका मरोसा नहीं । इस क्षणमरकी मंदी 
अपको कौन-सा काम करना चाहिये जिससे आगेकी यात्रामे दुछ- 
ही-सुख मिले । विचारिये तो सही | 
१२४५-संसारमें जाकर दो काम कर लो--( ! ) गूलेका 
भोजन दो और ( २ ) भगवानूका नाम लो । 
१२४६-जगतें ३ ६ की तरह और मगवानके चरण 
तर: तीन ६ $ की तरह रहो। 


५७-संसारी माया-जालमें छुख नहीं हैं | 
उनकी घुख दिखावटी धुत 


१२ मंत्ताही मी 
हुए दीखते हैँ वे वास्तव दुखी हैं | 


है, सा छुब नहीं । 


संत-बाणी श्द्दरे 


१२४८-ममें जो तन्‍्मय हो जाते हैं उन्हींका प्रेम प्रेम है | 

बिना तन्‍्मयताके प्रेम थोथा है । 

२५९-मगवानको जाननेके लिये चरित्रकी शुद्धि अत्यन्त 
आकयक है | विशुद्ध चरित्र हुए बिना कोई भी उनको न तो पहचान 
ही सकता है और न देख ही सकता है । 

१२००-ईश्वर-उपासना करनेवालेको सबसे पहले अपने चित्त 
और इन्द्रियोंकी उनके विषयोसे हटाकर अपने अधीन क़र लेना 
चाहिये । 

१२०१-बिना चित्तके एकाग्र हुए और बिना इन्द्रियोंके 
संयत हुए--ध्यान छग ही नहीं पकता | 

१२०२-ध्यान करनेवाला न शरीरकों हिलावे न किसी 
तरफ देखे । 

१ २०३-महादेव ही हमारा एक देव हो, जाह॒बी-जल ही 
हमारा पेय हो, एक गुफा ही हमारा धर हो, दिशा ही हमारे वल्ल 
हों, समय ही हमारा मित्र हो, किसीके सामने दीन न होना ही 
हमारा बित्त हो और वटवृक्ष ही हमारी अर्द्ध॑ड्निनी हो | 

१२०४-जगदीश उन्हींको मिलते हैं जो गवतते दूर भागते 
और विवेकश्रष्ट नहीं होते । 
१२७७-जो अपनी गर्दन उँची करता है, वह मुँहके बल 
गिरता है । 

१२०६-आशा एक नदीं है, उसमें इच्छारूपी जल है, 
तृष्णा उस नदीकी तरड|ं हैं, प्रीति उसके मकर हैं, तकी-वितर्ब; या 
दछीढें उसके पक्षी हैं, मोह उसके मैँवर हैं, चिन्ता ही उसके 


जी संत-वाणी 


किनारे हैं, वह आशा नदी पैर्यरूपी वृक्षकों गिरानेवाली है; 
कारण उसके पार होना कठिन है | जो शुद्धचित्त योगीश्वर उ 
पार चले जाते हैं वे बड़ा आनन्द उपभोग करते हैं | 
हि २५७-यदि आनन्द चाहो तो आशा, इच्छा, प्रीति त 
वितक, मोह और .चिन्ता आदिकों एकदम छोड़कर शुद्गवित्त 
जाओ और भगवान्‌के मजन-ध्यानमें तन्मय रहा करो | 
१२५८-भगर मन एक ही ठिकाने ठहर जावे तो सहज 
ही हीरा पेदा हो जावे | 
१२०९-चश्चल मनसे सिद्धि दूर भागती है । 
१२६ ०-जगदीशसे मिलनेके लिये स्थिरिवित्त दरकार है | 
१२६१-जिन्हें संसारी जंजालेंसे छूटना हो, जन्म-गएगते 
कष्ट न भोगने हों, वे अपने मनको अपने वशमें करें | उसे हर 
उधर जानेसे रोकें और करतारके ध्यानमें ढगावें | 
१२६२-अपने दिलको मार, अभिमानको मार इसमें देरी 
वड़ाई है | बड़े-बड़े खूँलार जानवरोंको मारनेमें वह वीरता नहीं है| 
१२६३-मलुष्यो ! अभ्यास करो; अभ्याससे सब कठिनाइयों 
हल हो जाती हैं। जैसे भी हो, मनको बासनाहीन बनाभो | 
वासनाहीन, निर्मल चित्तवाले व्यक्तिपर उपदेश जल्दी अप्तर कहती 


है और ईश्वरानुराग शीघ्र ही उपन्न हो जाता है | 
भरनेके लिये कौएकी तरह पाया 8 
ही ताकना है; तो उस परमामाकी 
है । 


ताकना अच्छा नहीं | मुंह 
ताकी, जो अंमावशूत्य है और सबका दाता 


संत-वाणी १६५ 


१२६५-भगवानके चरणकमलोंसे परिचय हुए बिता, उनके 
पदपद्डूजोंसे ग्रेम हुए बिना मनुष्यके मनकी दौड़ नहीं मिट्ती | 
.._१२६६-जो लोग गेरुआ बाना धारण करके साधु हो जाते 
हैं और भगवानूमें मन नहीं लगाते तथा पेटके लिये दर-द्र चिल्ला- 
चिह्लाकर अपना दुर्लभ मनुष्य-जन्म वृथा ही गँवाते हैं वे मूर्ख इस 
बातको नहीं समझते कि यह गेरुआ वस्ध पहना क्‍यों था | गेरुआ 
संसारसे तीज्र वैराग्यका चिह्न है | 


१२६७-खामीके दरबारमें किसी चीजकी कमी नहीं है । 
उनके दरबारमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ मौजूद हैं। 
उनके भक्त जो चाहते हैं उन्हें वही मिल जाता है । 

१२६८-हे मन ! अब तू परमात्मामे छग जा; संसारी सुखोंमें 
अब हमारी इच्छा नहीं, इनकी पोल हमने देख ली। 

१२६०-जिसे सन्तोष है वह सदा छुखी है । 

१२७ ०-उसे कोई सुख नहीं जिसकी इन्छाएँ बड़ी हैं | 

१२७१-जिसे तृष्णा है वह सदा दुःखी है। 

१२७२-सन्तोष बड़ी-से-बड़ी दौलतसे भी अच्छा है | 

१२७३-जो सुखी होना चाहे, वह तृष्णाकों त्यागे और 
परमात्मा जो दे उसीमें सन्‍्तोष करे। 

१२७४-जहाँ सन्तोष है वहाँ भगवान्‌ हैं. और जहाँ भगवान्‌ 
हैं वहाँ सन्‍्तोष है । 

१२७५-मनुष्य-देह पाकर ही मनुष्य अपने उद्धारका उपाय 
कर सकता है; क्योंकि इसी जन्ममें भले-बुरेके बिचारकी शक्ति 


संत-बाणी 


द्ोती है | अतः मनुष्य-जन्मकों मामूढी समझकर यें ही दुसिके 
सुख-मोगमि मत गैवाओं | 
। १ २७६-वे ही प्रशंसाभाजन हैं, वे ही धन्य हैं। उहोरे है 
कर्मक्ी जड़ काट दी है--जओो अपने हाथोक्े सिवा और कि 
बासनकी जरूरत नहीं समझते, जो पृम-यूमकर मिक्षाका अत छत 
है, जो दर्सों दिशाओंकों ही अपना विस्तृत वल्न समझते हैं। मे 
सारी पृथ्थीकों ही अपनी शब्या समझते हैं; जो अकेले हना पं 
करत हैं, जो दीनतासे श्रणा करते हैं और निन्‍होंने आह ही 
सन्तोष कर डिय है | 
१ १७७-जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद) मर अर 
पेकार नहीं हैं। जो हुख-दुःख और मान-अपमानको नहीं जविती 
उसे न खुशी होती है न रंज; जो अपने शरीर्े “भव है; जो 
- किसीकी तारीफ करता है और न किसीकी बुराई कात है 
सेन किसीसे प्रेम है और न किसीते वैर है; जि्का ॥ वि: 
हेवा है और न किसीको देगा है; न और ही किसी तरह 
बद्दार है; ऐसा ही महापु्प मगवानकों प्यारा है ! 
-बुढ़ापा हमारे शरीरकी निर्वठ और हूपवी की 
हा एवं समर्ध्य और बहका वश कल है तथा रब हित 
पाती है। ऐसी दम मितवर / वहीं हु नहीं है । ही. 
ब--सच्चा छुल चाहते हो तो भगवानका मर्जन को | 
(र७ऐ-लुस चाहि कह्पइक्षके नीचे का ने पैंलों जा 
तिकी छुपा मे होगी तबतक उसके दुःख हाई 


१२७८ 


संत-चाणी १६७ 


नहीं हो सकता; इ्सलियि शत्रुता-मित्रता छोड़, संसारसे उदासीन 
हो, भगवानसे प्रीति करो | 

१२८०-भगवान्‌की भक्ति सर्वोपरि है | भगवानकी भक्तिमे 
जो काम हो सकता है, वह धोर-से-घोर तपस्याओंसे भी नहींहो सकता | 

१२८१-चाहे सारे वेद-शाख पढ़ लो, चाहे यम-नियम आदि 
कर लो, चाहे धर्मशात्रको मनन कर लो और चाहे सारे तीर्थ कर 
डालो, यदि हृदयमें राम नहीं है, तो ये सब बृथा हैं | 

१२८२-दोस्तोंसे दोस्ती और दुष्मनोंसे दुढमनी छोड़कर एवं 
संसारसे उदासीन होकर भगवानूसे ग्रीति करो | 

१२८३-अरे ! त्‌ दसों दिशाओंमें क्यों भागता फिरता है ? 
तू भगवानके किये हुए का्मोंका ख़याढ कर | देख, जब तू मुँह 
बंद किये हुए छिपा बैग था, तब भी तुझे खानेको पहुँचाया और 
जब तेरे दाँत आ गये तब भी तुझे तेरे मुँह खोलते ही खानेको 
टुकड़ा दिया । जिस प्रभुने तेरी गर्भावस्थासे ही--जब कि तू जड़ 
और मूक था--पाठना की है, वही क्या अब तेरी खबर न छेगा 

१२८४-त क्यों चीखता फिरता है! भगवानका भरोसा 
रख; वे प्रभु ही अब सब तरहसे तेरी रक्षा करेंगे | 

१२८०-मनुष्य ! तेरी जिंदगी ढाई मिनट्की है | इस ढाई 
मिनट्की जिंदगीको बर्बोद न कर । इसे खतम होते देर न छोगी । 
इसलिये यदि त्‌ सबका आसरा छोड़, जगदीशकी ही चाकरी 
करेगा तो तेरा निश्चय ही भा होगा | 

१२८६-देहधारियोंके भोग---विषय-सुख--- सघन बादलोंमे 
चमकनेवाली ब्रिजलीकी तरह चश्जल हैं, मनुष्योंकी आयु या उम्र 


१६८ संत-वाणी 


हवासे छिन्न-मित्न हुए बादलोंके जलके समान क्ष॑णशायी या 
बरान्‌ है और जवानीकी उमंग भी छिए नहीं है । इसहिये व 
मानों ! बैयसे चितकों एकाग्र करके उसे योगताधनं लगे 


!२८७-सच तो यह है कि यह शरीर बिगलीशी व 
और वादछकी छायाकी तरह चश्नढ और अखिर है। ग्सिद: 
जन्म लिया, उसी दिन मौत पीछे पड़ गयी, अब वह अपना से 
देखती है और समय पूर्ण होते ही प्राणीको नह कर देगी | 

१२८८-जिस तरह अन्नहिम्ें जल नहीं वहस्ता उसी तह 
लक्ष्मी भी किसीके पास नहीं छरती |... 

१२८९-जिस तरहें सांसारिक पदार्थ लक्ष्मी और विषय! 
तथा आयु च्नढ और क्षणशायी हैं उत्ती तरह यौवन भी क्षत- 
स्थायी है | जवानी आते तो दीखती है, पर जाते नहीं माह 
होती | हवाकी अपेक्षा भी तेज चाल्से दिन-शत होते हैं और उरी 
तेजीसे जवानी झट खतम हो जाती और बुढ़ाया आ जाते है | फि 
गाफिल क्यों होता है । 

१२९ ०-संसारमें जो नाना प्रकारके अच्छे-भच्छे मनी 
पदार्थ दिखायी देते हैं ये तमी नाशवान्‌ हैं। ये कत् बृस्ति 
कुछ भी नहीं; वेब मनकी कह्यनासे इनकी ऐि की गयी हैं। 
पूर्व ही इनमें आशा रखते हैं, ज्ञानी नहीं | 


१२९१-॥स जगतमें ज्ञानीका जीवेब सार्थक्ष और अशर्तीी 


निरयक है | 


संत-वाणी १६०, 


१२९२-विभूति चब्बल है, यौवन क्षणमह्ुर है; तो भी लोग 
परलोक-साधनकी परवा नहीं करते । मनुष्योंकी यही चेश विस्मय- 
कारक है ! 

१२९३-मनुष्यो ! होश करो, गफलतकी नींद छोड़ो | वह 
देखा ! मौत तुम्हारा द्वार खठखग रही है । 

१२९४-द्ली, पुत्र, भाई, बहिन, माता-पिता आदि प्यारे और 
संगे-सम्बन्धी उसी वक्ततक हैं. जबतक कि शरीर नाश नहीं हुआ है| 

१२९५-यह संसार दो स्थानोंके बीचका स्थान है । यात्री 
यहाँ आकर क्षणमरके लिये आराम करते और फिर आगे चले जाते 
हैं। ऐसे यात्रियोंका आपसमें मेढल बढ़ाना, एक दूसरेकी मुह्बतके 
फंदेम पंसना सचमुच ही दुःखोत्पादक है । 

१२९६-इस जगतूमें न कोई अपना है न पराया | 

१२९७-अरे अज्ञानी मनुष्य ! मुझे तेरी इस बातपर बड़ा ही 
अचम्भा आता है कि तू इस बाढके मकानमें निःशक और मस्त 
होकर बैठा हुआ है । इसे नाश होते कितनी देर छगेगी। 

१२९८-शरे मूर्ख ! तू इस बाढके घरमें रहकर भी बरसों 
जीनेकी--इस घरमें रहनेकी-आशा करता है। अरे नादान ! 
होश कर ! जाग ! तेरा यह बाढ्का मकान पलक मारते गिर जायगा | 

१२९९--दूधमें मघुरता उसी समयतक रहती हैं जबतक उसे 
सर्प नहीं छूता | पुरुषमें गुण भी उसी समयतक रहते हैं जबतक 
कि तृष्णाका स्पशे नहीं होता । अतः बुद्धिमानो ! अनित्य नाशवान्‌ 
विषयोंसे दूर रहो, क्योंकि इनमें जरा भी सुख नहीं । 


१७० संत-वाणी 


१३००-्रिषयोंकी भोगनेस्ते नरकांग्निमें जलोगे और 
मरणके घोर सड्ढूट सहोगे; पर परमात्माके भजन या योग 
नित्य छुख भोगते हुए परमानन्दर्मे छीन हो जाओगे | अत; इद्ि 
झर्में करो ओर एकाग्र चित्तसे परमात्माका भजन करो | 
१३ ०१-जितनी समुद्रकी छहरें हैं उतनी ही मनकी 
: | यदि मन ठिकाने आ जाय, उसमें समुद्रकी-सी तरें न 
' महजमे हीरा पैदा हो जाय; यानी परमात्मा मिल जायें | 
2३ ०२-पूँड़ मुड़ाते अनेक दिन हो गये, पर आजः 
बान्‌ ने मिले। मिलें केसे | मन राममें छो, तब तो राम मिछे 
तो विषयभोगोंमें छगा रहता है, फिर गम भिले कैसे | 
१३ ०३-विषय-भोग, आयु और यौवनकों अनित्य भी 
हुर समझकर इनमें आसक्ति न रक्छो और मनको (कार कावे 
प्षण परमात्माका भजन करो ! जिससे जन्म-मरणपे छुटकारा 
जाय और परमात्माकी प्रात हो जाय | 
१३०४-इस शरीरका क्या भरोसा! यह क्षणमरं नह हों 
इस दशार्म सर्वोत्तम उपाय यही है कि हरेक आसमें पर्मामा- 
मे छो | बिना उसके नामसे एक साँस भी न जाने पुवे | 
ससे बढ़कर उद्धारका कोई उपाय नहीं हैं | 
)३०७-परमामाका श्रेम और उसका भाशीवाद नहीं आह 
गैर सारे शात्र तथा समस्त दार्शनिकोंके वचनोंको पक 
थी कर लिया तो उनसे क्या छांम : 
३०६-परमाक्षके ग्रेम और उसकी सेवाकें विना सभी वुट 


त्यो है। बोंगे है ।.. 


संत-बाणी १७! 


१३०७-सबसे बड़ी बुद्धिमानी इसीमें हैं कि दुनियाकी ओस्से 

आँख फेरकर परमात्माके चरणोमे ध्यान लगाया जाय | 

१३०८-नाशवान्‌ सम्पदाकी खोजमें जीवन खपाना कोरी 
मूखंता नहीं तो और क्या है ? प्रतिष्ठके पीछे परेशान रहना पागलपन 
है । ऊँचे-उँचे पदकी लालसा नरकोंम ढकेलनेवाली है | भोतिक 
इच्छाओंपर फिदा हो जाना मृत्युका द्वार खोलना है । 

१३ ०९--उन वस्तुओंके लिये सिरितोड़ परिश्रम करना-- जिन्हें 
भोगकर महान्‌ दुःखदायी दण्ड भोगना पड़ेगा--सरासर धोखा है। 

१३१ ०-चिरकाछतक जीते रहनेकी कामना कितनी ओछी बात 
है और उत्तम जीवन व्यतीत करके ग्रमाद करना कितना बड़ा पाप है : 

१३११-शीघ्र ही आँखोंसे हट जानेवाढी वस्तुओंपर ममता 
रखना और अक्षय आनन्दकी ओर जीवनको प्रवाहित न करना 
आत्मप्रवन्चना है । 

१३१२-इस कहावतकों संदेव याद रक्खो--'आँख देखकर 
ही सन्तुष्ट नहीं होती और कान छुनकर ही नहीं अधाता ।' अतरब 
देख-सुन पड़नेवाढी चीजोंसे हृदयकों हृटानेका प्रयत्न करो ! 
क्योंकि जो वासनाओंके संकेतपर चलते हैं वे आत्म-चैतन्यपर 
कालिमा पोत लेते हैं और परमात्माकी कृपाक्षो खो बैठते हैं । 

१३१ ३-मभगवानने कहा है--'जो भेरा अनुसरण करता है 
वह अन्धकारम नहीं भठकता |? 

१३१४-छभावप्ते ही प्रत्येक मनुष्य ज्ञान प्राप्त करनेकी 


इच्छा करता है; परन्तु प्रभुमें श्रद्धा और भक्ति नहीं हुई तो कोरे 
ज्ञानसे क्या हो सकता है ! 


[७२ '... संत-वाणी 
2 १५-जों अपनेकों भुखका अक्माण्ड-सब्बाहनकी प्रति 
को समझनेमें व्यस्त है ऐसे अमिमानी तत्ववेत्ताको अपेक्षा पमाः 
की सेवा कानेवाला यूहस्थ ही छाख दर्जे अच्छा | 
१३१६-जिसने अपनेको अच्छी तरह पहचान हियांव 
अपनेको बहुत नगण्य समझने छगता है और लोगेंदररा की रे 
प्रश्नंसामे कूल नहीं उठता । 

१३ १७-यदि मैं दुनियाकी सही चीजोंको समझ के एव 
दान तथा दयाके भाव, जो मलुध्यकों परमालाकी टृष्िमे ऊँचा 
बनाते हैं, न रखें तो मेरा सारा ज्ञान धूलके समान है | 

१३१८-अपनी मुक्तिके साधवोंको छोड़कर जो अन्याय 
. ब्चीजोंक, मिंतकी जानकारीसे आम्माकों कुछ भी लाभ नहीं हीती॥ 
लट्टू हुआ फिरता है वह बड़ा भक्ञानी है । 

१३१९-बढ़े-से-बड़ा शनि आत्माकों सन्‍्दुष्ट नहीं कता। 
तु उत्तम जीवन मनको शान्ति, तु्टि और आ्रीति देता है | (व 


सम्मुख बहुत बड़ा सहाग है। 
ही उत्तम जीवन | यदि 
गी कूटनेके समा 


पर 
पृत्षित्र देदय परमात्माके 

१३२ ०-जितना ऊँचा ज्ञन उत्ता 
ऐसा हो सके तो गैक, नहीं तो सारा अवास भू 
व्य और निस्सार है । 

१३२१-शरीरके हिये कोई कितनी ही वेश क्यों त करे अरे 
कितने ही आरामसे खनेका उपाय क्यों न करे, वह नाश होगे हैं 
क्षाज ही यो सी वर्षके बाद । 

१३२२-बहई होनेका दम ने भरो| 


दो मात ढो। 


प्रह्युत अपनी अरशरिती: 


संत-वाणी जरे 


१३२३-यदि तुम कोई बात जानकर या सीखकर लाभ 
उठाना चाहते हो तो छिपे रहनेका प्रय्ञ करो और लोगोंसे आदर 
पानेकी कोशिश कभी मत करो | 

१३२४-सबसे उत्तम और सबसे लामदायक अध्ययन, सब्चा 
आक्तज्ञान और आध्मविचार है । 

१३२०-अपने सम्बन्धकी किसी भी वस्तुकी बड़ाई न करना 
और सदा दूसरोंका हित सोचना तथा उनके सम्बन्ध ऊँचा विचार 
रखना ही बुद्धिमानी और पृर्णताका परिचायक है | 

१३२६-यदि तुम दूसरोंकों खुी तोरपर पाप करते देखते 
हो या बहुत भयद्वर अपराध करते पाते हो, तो भी तुम्हें अपनेको 
उनसे अच्छा नहीं समझना चाहिये; क्योंकि तुम नहीं जानते 
कब्तक तुम इस अच्छी स्थितिमें रह सकोगे | 

१३२७-हम सभी दु्बछ प्राणी हैं, परन्तु हमें अपनेसे 
अधिक दुबल किसीको भी नहीं समझना चाहिये । 

१३२८-वह पुरुष धन्य है जो बनने ओर बिगड़नेवाले 
अड्ों ओर अक्षरोंसे नहीं; खय॑ सत्यसे शिक्षा लेता है जो खत: 
आत्मखरूप है | 

१३२९-हमारे अपने विचार और हमारी अपनी इन्द्रियो 
प्राय: हमें धोखा देती हैं और सत्यासत्यकी परख नहीं कर सकतीं | 

१३३०-प्रच्छचन् और अन्धकारागत वस्तुओंके सम्बन्धपें 
वाद-विवाद करने और झगड़नेसे तुम्हें कया छाभ ? आँख खोलकर 


भगवानूकी इस रहस्पपूर्ण स्चनाकों तो देखो, फिर तुम्हें और कुछ 
देखना ही नहीं रहेगा । 


70५० ९ नि 
भ सत-बाणा 


$ै 


१३३१-हमें आँखें हैं परन्तु हम देखते नहीं | 
१३३२--कोरे तकसे आजतक क्या सधा है ! 
हि १३ ३३-ओ परमात्मन्‌ | तुप्त चिर सत्य हो); मुझे अपनी 
खिल दयामें छय कर छो। मेरे ढिये प्रायः बहुत-सी चीजें पढ़ना 
या सुनना दुष्कर है । तुम्हींमें मेश चिर अभिल॒पित सर्वश्ल है। 
१३३४-अभो ! सभी वैद्य चुप, शान्त हो जायें, तुहरे 
पम्मुख सभी जीव चुप रहें; तुम, केवल तुम हमसे बोलो । 
१३३०-जितना ही अधिक मलुष्य अपने अन्तर मिलने 
ढगता है और अन्तःकरणसे सरठ और पकित्र हो जाता है; उतती 
ही अधिक ऊँची चीजें वह बिना परिश्रमके समझने ढगता है; 
क्योंकि उसे खय॑ परमात्मा ही अन्तःअकाश प्रदान कते हैं 
१३३६-असंख्य उलबझनोंमें फँसकर भी एक पवित्र, सच्चा 
और स्थायी अन्तःकरण क्षुब्ध नहीं होता; और अन्तःकाणते गा 
और अचब्चल होते हुए वह खय॑ किस्ती भी वस्तुमें किसी पह्ती 
आकाब्डा नहीं करता । 
१३३७-तुग्हारे हृदयकी असंख्य वसन 
कौन अधिक बाघा या केश पहुँचाता है! 
१३३८--मले और पृुप्यात्मा पुरुषको जो दुछ कानों होता 
ही भीतर तय कर लेता है । 
अपने झक्कोरें नहीं सींच सकते! 
उन्हें अनुशासित करता है | 


ओके मिवा तुम्हे 


है वह ख़यं अपने 
१३ ३९-वासनाएँ संतको 
कर बह सच्चे कििकके अलुकूछ उ 


संत-बाणी श्ज् 


१३४ ०-आक्षदमनके समान संसारमें कौन-सा कणोर कार्य 
है ! इससे बढ़कर युद्ध है ही कोन ! और इसमें विजय पा 
लेनेपर फिर पाना ही क्‍या रह गया 

१३४१-हमारा प्रयत्न अपनेको जीतना और प्रतिदिन 
शक्तिमान्‌ होते जाना तथा पविज्नतामें उत्तरोत्तर उन्नति करते जाना 
होना चाहिये | 

१३४२-इस जीवनमें सभी पूर्णतामें अपूर्णता मिली हुई है 
आर हमारा कोई भी ज्ञान अज्ञानके बिना नहीं है | 

१३६४३-विद्वत्ताकी गहरी खोजकी अपेक्षा अपने निजका 
विनम्र ज्ञान परमात्माके पथ्में अधिक निश्चयपूर्वक ले जानेवाला है | 


१३४४-काश, मनुष्य जितना समय वाद-विवादमें छंगाता 
है, उतना ही परिश्रम अपने दुर्गुणोंके मूलोच्छेद करनेमें और 
सहुणोंकी धारण करनेमें लगाता तो न उतनी हानि ही होती, न 
विश्वमें इतना अपवाद ही फैलता और न धर्मस्थानोंमें इतना असंयम 
ओर व्यमिचार ही घुसता ! 

१३४५-अह| ! संसारका यश कितनी द्वुतगतिसे न४ट होता 
जा रहा है | यदि विद्त्ताके अनुरूप जीवन भी होता तब हमारा 
पढ़ना-लिखना सार्थक होता | 

१३४६-इस संसारमें कितने ही मनुष्य असत्य अध्ययनके 
कारण सत्यानाशमें मिल जाते हैं | वे परमात्माकी तनिक भी परवा 
नहीं करते और इसलिये कि वे नम्र होनेकी अपेक्षा बड़े होनेकी 
कोशिश करते हैं | वे कल्पनामें अविवेककी ओर ढल जाते हैं । 


१५८ न्‍ हि 
फ सत-वाणां 


१३४७-बास्तवमें वड़ा वह है जो उदारतामें बड़ा है | 
..._३४८-ह वां बड़ा है. जो अपनेको छोथ साझा 
हैं ओर अपनी ्रतिष्ठाकी ऊँचाईका कोई मूल्य नहीं ऑँकता | 
हे १३४ ९-वास्तवमें वह बुद्धिमान्‌ है जो सभी सांप 
चीजोंकों तृणके सद्श समझता है | 
१ ३५०-वास्तवमें विद्वान्‌ वह है जो अपनी इच्छाकों थागका 
परमात्माकी इच्छासे कार्य करता है | 
१ ३५१-जिन्‍्होंने पूर्णताको श्रात्त कर हिया है वे हूसे 
कहेको सहजहीमें मान नहीं छेते, क्योंकि वे जानते हैं कि मात 
दुर्बलता दुर्गुण-प्रिय है और शब्दोंमें चूक जानेका विशेष भय है | 
१३०२-यह बड़ी बुद्धिमानी है कि अपनी क्रियाओंगें कभी 
उद्धत न होओ और न अपने ही विचारोंपर अड़ जाओ; न तभी छुती 
हुई बातोंपर विश्वास ही कर लो और न शीघ्रतामें आकर जो 9४ 
। मान लिया है--दूसरोंपर अ्रकट ही करने ढ्गो | 
लगे रहनेकी अपेक्षा 
अपनेसे जो बड़ 


तुमने सुना है य 
१ ३०५३-अपने निजके अधिकारके पीछे ल 
जो बुद्धिमान्‌ और व्विकशील हैं उनसे राय लो, 
हों उनसे शिक्षा लेनेकी कोशिश करो | 
१३५४-एक छुन्दर जीवन मनुष्यको परमाध्माके अब 


बुद्धिमान, बना देता है और उसे बहुत-सी अच्छी चीजोगे अनु 
प्रदान करता है । है 
१३१ण०-मेंठुप्स जितना अविक नम्र होगा, मितना अधिक 
उतना ही भधिक वह अपने 


परमात्मामें उसका विज्ञास होगा, 


संत-वाणी १७७ 


कार्येमें कुशल होगा और उतनी ही अधिक शान्ति और हार्दिक 
तुश्को भोगेगा | 
१३५६-पवित्र धर्मग्रन्थोंमे कुतूहलकी अपेक्षा सत्यकी खोज 
होनी चाहिये | धर्मग्रन्थोंके प्रत्येक भागको उसी भावसे पढ़ना 
चाहिये जिस भावसे वह प्रारम्म हुआ है। वाकपठुताकी अपेक्षा 
धमशाब्रोंमें हमें अपने आध्याध्मिक लमकी बात खोजनी चाहिये | 
१३५७-यह मत पूछो कि इस बातकों कहा किसने; जो 
कुछ कहा गया है उसीपर ध्यान दो। मनुष्य जन्मते और मर 
जाते हैं; परन्तु भगवान्‌की सत्य वाणी अमर है | व्यक्तित्वकी अपेक्षा 
किये बिना परमात्मा हमसे अनेक प्रकारसे बोलता है | 
१३५८-पधर्मग्रन्थोंके पढ़नेमें हमारी अपनी उत्सुकता बाधा 
खड़ी करती है, क्‍योंकि जिस बातकों पढ़कर हमें बिना कोई 
विशेष परिश्रम किये आगे बढ़ना चाहिये था उसीपर हम वाद-विवाद 
करने लगते हैं और उसकी परीक्षा करनेमें फैंस जाते हैं | 
१३५९-यदि तुम अध्ययनसे लाभ उठाना चाहते हो तो 
नम्रता, सादगी और निश्ठके साथ पढ़ो, अपनी दिद्वत्ताके आदरकी इच्छा 
न रख, ढूगनके साथ पूछो और संतोंके बचनोंको छुनो । “बड़ों! के 
सहृचनोंको उपेक्षाकी इश्टिसे न देखो; क्योंकि बिना कारण ही उनकी 
कीमत नहीं होती अर्थात्‌ समयपर उनका महत्त्व प्रकठ होगा । 
१३६०-जब कभी मनुष्य किसी भी वस्तुकी अत्यधिक लिप्सा 
करता है; इसके साथ-ही-साथ उसका अन्तःकरण विल्लुब्ध हो उठता है | 
१३६१-अभिमानी और छोभीको कमी शान्ति नहीं मिल 
सकती । दीन और विनम्र हृदय पूर्ण शान्तिमें सदा साथ रहता है। 
सं० व[० १२-- 


१७८ संत-वाणी 


१३६२-जिसने अपनी वासनाओंकों पूरी तरह जीत न 
लिया है वह शीघ्र ही फिसल जाता है और छोटी तथा नग 
चीजोंसे भी पराजित हो जाता है | 

१३६३--जो दुबल हैं, जिनकी मानसिक स्थिति कमनोर | 
और एक प्रकारसे वासना-प्रिय और आधिभीतिक प्रकृतिके हैं-- 
कठिनाईसे अपनेको सांसारिक वासनाओंसे पूर्णतः हटा सकते हैं 

१३६४-हृदयकी सच्ची शान्ति वासनाओंके दमन 
मिलती है न कि उनके अनुसार चहनेमें | 


१३६०-अपने आपको बड़ा न समझो, वर अपना 
विश्वास परमात्मामें रखो | अपनी शक्तिभर परिश्रम करो; परम 
तुम्हारे सत्कार्यमें सहायता देगा | दूसरोंसे गरीब समझे जानें 
लल्नित न होओ 

१३६६-उस परमात्माके आशीर्वादपर विश्वास करो जो कि 
पुरुषकी सहायता करता है और अभिमानी पुरुषों नम्र वा देता है। 

१३६७-यदि तुम्हारे पास धन हो तो भी उसपर र्् 
न करो; बलशालली मित्रोंपर गे न करो; परतु गर्ब करी उस 
परमाक्मापर जो तुम्हें सब कुछ देता है और जो तुम्हें खय॑ अपना 
बना लैना चाहता है | 

१३६८-अपने शरीरके आकार अथवा अपने ख्पकी 
पुन्दरताकी प्रशंत्ता मत करो; क्योंकि पोड़ी-सी बीमारी वह कहा 


और न हो जायगा | 


संत-वाणी १5९ 


१३६९-अकृतिकी दी हुई वस्तुओंमें सुख या विश्वासकी 
कामना न रखो; अन्यथा परमात्षमाको तुम अप्रसन् करते हो; खमावत: 
जो कुछ तुम्हें प्राप्त ह--वह सभी परमात्माका दिया हुआ है । 

१३७०-अपनेको दूसरोंसे बड़ा न समझो, अन्यथा परमात्मा- 
को दषटिमें, जो मनुष्यकी सच्ची परख रखता है, तुम उनसे भी 
नीच समझे ज/ओगे | 

१३७१-अपने सत्कार्योपर अभिमान न करो, क्योंकि 
मुुष्यका न्याय परमात्माके न्यायसे सर्वथा भिन्न है, और प्रायः 
जो उसे ( मलुष्यको ) सुखद प्रतीत होता है वही परमाल्माको 
अरुचिकर हो जाता है | 

१३७२--यदि तुममें कोई अच्छाई हो तो यह समझे कि 
दूसरोंमे तुमसे कहीं अधिक है | 

१३७३-सभीके सामने अपनेको झोठा समझना खत; 
अन्यायसड्डत नहीं है; परन्तु किसी एक भी आदमीके सम्मुख 
अपनेको बड़ा मानना अन्यायग्रियता है | 

१३७४-विनम्र 'पुरुष चिरन्‍्तन शान्तिकों प्राप्त 
अभिमानी पुरुषोंके हृदयमें ईर्ष्या और क्रोपकी भट्टी जख्ती रहती है। 

१३७५-सभीके सामने अपना हृदय मत खोलो | जो 
बुद्धिमान हैं और परमात्मासे ढरनेवाले हैं उनसे अपने व्यवहारके 
सम्बन्ध बातें करो | 

१३७६-नवयुवकों ओर अपरिचितोंसे अधिक बातें न करो । 


१३७७-धनिकोंकी ख़ुशामद न करो, बढ़े आदमियोंके 
सम्मुख स्वेच्छासे न जाओ | 


करते हैं; 


१८० संत-वाणी 


१३७८-नम्र और सरल व्यक्तियोंकी सड्अतिमें रहो, छ 
और धर्मात्माके साथ रहो, उनके साथ ऐसी बातोंके सम्बन्ध 
सम्माषण करो जो तुम्हें उन्नत बना सकें। किसी ज्लीके साथ 
परिचित मत होओ | 


१३१७९-आज्ञाकारितामें रहना, अपनेसे बड़ेके नीचे रहना 
और अपनी ही इच्छापर नहीं चलना बहुत बड़ी बात है । 
१३८०-शासन करनेकी अपेक्षा आज्ञा पाठना अधिक 


वाज्छनीय है | 

१३८१-जहाँ भी जाभोगे तुम्हें तबतक शान्ति वहीं 
मिल सकती जबतक कि अपनेसे बड़ेकी आज्ञामें न रहोगे | स्थानोंकी 
कल्पना तथा पख्ितनने बहुतोंको धोखा दिया है । 

१३८२-यह सब है कि प्रत्येक मनुष्य मनसे वही करता है 
जो उसकी इन्द्रियों और इच्छाके अनुकूल है और उन लोगोंपर उसका 
बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है जो उनके मनो5लुकूल हैं । 

१३८३-परन्तु यदि परमात्मा हमारे बीच है तो कभी-कभी 
हमें अपने शान्तिके अर्थ अपने निजी विचारोंके अनुकूल चढनेपे 
रोकना चाहिये । 

१३८४-ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ है जो सभी चीजोंको पूर्णत 
जानता हो ? अतरव अपने ही विचारोंपर अषिक निर्भर नर 
परन्तु दूसरोंके विचारकों भी सुननेके लिये तेयार रहो । 


ऊ च 27% 


संत-वाणी १८१ 


० 


नेकनीयतीके साथ वे क्यों न की जाये ! क्योंकि उनके द्वारा हम 
शीघ्र ही पतित हो जाते हैं और पाखण्डमें घिर जाते हैं | 
१३८६-यदि तुम्हारा बोलना न्यायसज्ग़त तथा आकृयक 
हो तो उन्हीं बातोंको बोलो जो तुम्हें गौरवान्वित कर सके | 
१३८७-हमें अधिक शान्ति मिलती यदि हम अपनेको 
दूसरोंके काम और वचनोंमें उलझाये न होते; उन कस्तुओंमे न 
पँसे होते जिनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । 


१३८८-वह अधिक दिनोंतक कैसे शान्ति पा सकता है जो 
दूसरोंकी चिन्तामें अपनेको ले रहता है जो सदा अवसरकी ग्रतीक्षामें 
है, जो अपने आपको अपने हृदयमें कमी स्मरण ही नहीं करता । 
१३८९-एकान्त हृदयवाले धन्य हैं; क्योंकि उन्हें बहुत 
शान्ति मिलेगी । द 
१३९०-कयों ? क्या कारण है कि कुछ संत इतने पूर्ण और 
चिन्तनशील थे | क्योंकि उन छोगोंने अपनी इच्छाओंके समूल नाश 
करनेका ग्रयक्ष किया, अतरव वे अपने हृदयकों पूर्णतः परमात्मामे 
लगा सके और पवित्र विश्रामके लिये अवकाश पा सके | 


१३९१-सचिदानन्दधनविग्रह नित्य लीलामय अखिल, सौन्दर्य- 
माधुर्य-प्रियववादि-गुणयुक्त भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ही परम तत्च है--..यह 
निश्चय ही प्रेमी मक्तका परम धन है और प्रिय-से-प्रिय बस्तु है । 

१३९२-यदि हम पूर्णत: अपने आपमें मर जायेँ और 
हृदयकी वासनाओंमें उल्झे न रहें तो हमें प्रभुके प्रेमका सुख 
मिलेगा और छर्गाय चिन्तनका अनुभव प्राप्त होगा । 


' १८२ संत-वाणी 


१३९३-सबसे बड़ी और वास्तवमें एकमात्र बाधा यह है 
कि हमने विषय और वासनाओंको पूर्णतः जीत नहीं लिया है और 
न हम उस पूर्णताके पथमें प्रवेश करना चाहते हैं, जिसपर संत 
हमारे पूर्व चले हैं | और जब एक छोटी भी विपत्ति आती है, 
हम बहुत शीघ्र निराश हो जाते हैं और मनुष्यकी सहानुभूतिगूलक 
सहायताकी अपेक्षा करने लगते हैं | 

१३९४-यदि हम साहसी पुरुषोंकी भाँति युद्धके संघर्ष 
डटे रहनेका ग्रयत्ञ करें, तो निश्चय ही हमें परमात्माकी खर्गीय 
सहायताका अनुभव होगा | 

१३९०-बह प्रभु जो हमें संधषका अवसर देता है। सदा 
उसकी सहायता करनेके लिये तैयार है जो बहादुरीके साथ लड़ता 
है और उसके आशीर्वादमें विश्वास करता है 

१३९ ६--यदि हम अपने धार्मिक जीवनकी कप्तोदी केवछ बाह्य 
आचारोंके आधापपर रखें तो हमारी साधना शीघ्र ही समाप्त हो जाय | 
. १३९७-हम कुल्हाड़ीसे समस्त वासनाओंकी जड़ काट 
डालें, जिसमें वासनाओंसे मुक्ति पाकर हम पहले अपनी अन्‍्तराक्षार्े 
शान्ति पा सके । 

१३९ ८-हमारी लगन और प्रणिपान प्रतिदिन ऋढ़ते ही 
जाने चाहिये | 

१३९९-यदि हम प्रारम्ममें विशेष ग्रयक्षशील हो जायें तब 
हम पीछे सभी कुछ सहज ही और ग्रसत्नतापूर्वक कर सकेंगे । 

१४००-यदि तुम छोटी और आम्तान चीजोंको नहीं 
जीत सके तो कठिन चीजोंको कैसे जीत सकोगे ! 


संत-बाणी १८३ 


१४ ०१-आ्रारमभभमें ही अपनी इच्छाको रोक छो और बुरी 
आदतोंको छोड़ दो, अन्यथा वे धीरे-धीरे तुम्हें बहुत बड़ी 
कठिनाईमें डाल देंगी 

१४०२-ओह ! यदि तुम केवल सोचते कि अपने सदृव्यव- 
हारसे तुम्हें कितनी आन्तरिक शान्ति मिलती और दूसरोंको 
कितना आनन्द दे सकते तो में मानता हूँ कि तुम अपनी 
आध्याक्षिक उन्नतिकी ओर विशेष सचेष्ट रहते | 


१४ ०३-यह अच्छा है कि कभी-कभी हम कठिनाई और कष्ठोमें 
पड़ जाते हैं, क्योंकि उनसे प्रायः हम अपने अन्तरमें प्रवेश करते हैं 
और यह सोचते हैं कि हमारा यहाँका जीवन निर्वासनका है और ऐसी 
दशामें हमें किसी भी सांसारिक वस्तु विश्वास नहीं रखना चाहिये। 


१४०४-यह अच्छा है कि कभी-कभी हमारा विरोध हो 
और हमारे विषयमे लोगोंका बुरा था नीचा खयाल हो, यह भी 
जब कि हमारी नीयत और कार्य दोनों अच्छे हों 

१४०५-ये वस्तुएँ प्रायः हमें नम्रताकी अमभिग्राप्तिमे 
सहायता देती हैं और दम्भसे हमें बचाती हैं इसलिये कि जब 
बाहर दुनिया हमसे प्रणा करती है और हमें किसी प्रकारका यश्ञ . 
नहीं मिलता ऐसी अवस्थामें हम केवल परमात्माको अपना 
आन्तरिक पारखी समझते हैं । 

१४ ०६-मनुष्यकी परमात्मामें इतना अधिक बस जाना 
चाहिये कि वह मनुष्यकी सहानुभूतिकी कोई अपेक्षा ही न करे। 

१४०७-जब एक भलेमानुसको दुःख पहुँचता है या 
लालच घेर लेता है तब वह समझता है कि परमात्माकी उसे 


१८४ संत-वाणी 


अधिक आवश्यकता है, वह देखता है कि परमात्माकी सहायताके 
बिना कोई काम नहीं कर सकता | 

१४०८-तत्र वह अच्छी तरह देख सकता है कि पूर्ण 
खच्छन्दता और अक्षय शान्ति इस विश्व खोजे नहीं मिल सकती | 

१४ ०९-जबतक हमलोग इस संसारमें हैं हम के और 
प्रलोभनोंसे बच नहीं सकते | मनुष्यका यहाँका जीवन प्रढोमनका 
जीवन है. | अतरव सभीको अपने प्रलोगनोंक्रे सम्बन्धमें सके होना 
चाहिये और ग्रार्थनामें आत्मनिरीक्षण करना चाहिये अन्यथा आहुर 
वृत्तिको उन्हें बिचलित करनेका मौका मिल जायगा | 

१४१०-कोई भी मनुष्य कितना ही पूर्ण और पवित्र क्यों 
न हो उसे कमी-करमी ग्रलोभन घेर ही लेते हैं, परन्तु उसे सदा 
सावधान रहकर प्रढदोभनसे बचना चाहिये | 

१४११-पअलोमेनसे आत्रविजयका अवसर मिलता है, 
इससे वे प्रायः हमारे लिये छाभदायक होते हैं यथपि वे हैं बड़े 
कष्कर और दुःखदायी; किन्तु उनसे मनुष्य विनम्र, साहसी, पत्रित्र 
और शिष्ट हो जाता है | 

१३१२-समी संत अनेक प्रलोमनों और केसे गुजरे हैं, 
उनसे छाम उठाया है और उनपर बिजय प्राप्त की है | 

१४१३-कोई भी सम्प्रदाय इतना पत्रित्र नहीं, कोई भी 
खान इतना एकान्त नहीं जहाँ अछोभन और आपदाएँ न हों | 

 १३१४-कोई भी मलुष्य ऐसा नहीं हैँ जो आजीवन 

प्रतोमनेंसे मुक्त हो; क्योंकि दुर्गगकी ओर ग्रदृत्ति होनेक्े कारण 
इसकी जड़ हमारे ही भीतर है | 


संत-चा्णी १८५ 


१४१०-जब एक प्रलोमन या विपदा चढी जाती है, उसके 
ख्ानमें दूसरी चली आती है अतएव हमें किसी-न-किसी उलझनमें फैसे 
ही रहना पड़ता है | क्योंकि हम अपने आनन्दकी स्थितिसे गिर गये हैं | 

१४१६-बहुत-से मनुष्य प्रलोभनोंसे मागना चाहते हैं; परन्तु 
और भी अधिक बुरी तरह उनमें गिर जाते हैं । 

१४१७-केवल भागनेसे ही हमारी विजय नहीं हो सकती; 
पर्तु सच्ची नम्नता और पैसे हमछोग अपने शत्रुको परास्त कर 
सकते हैं । 

१४१८-जो मनुष्य केवल बाहर-ही-बाहर प्रतभरनेंसे बचनेकी 
कोशिश करता है और उन्हें समूछ नष्ट नहीं करता उसे छाम बहुत 
कम होगा; उसके पास शीघ्र ही प्रतोभन लौटेंगे और बह पहलेकी 
अपेक्षा बुरी दरशामें पड़ जायगा। 

१४१९-अीरे-धीरे पेय और दीर्घकश्से तुम सहन ही 
प्रलोभनोंको जीत छोगे | 

१४२०-जो प्रत्ोभनमें उलज्ला हुआ है उससे रुखाईसे 
व्यवहार न करो; परन्तु उसे परैय दो । 

१४२१-मस्तिष्ककी अस्िरता तथा परमा 
ही सारे बुरे प्रलोभनोंका मूठ कारण है | 

१४२२-जैसे एक पतवारहित नोका ढ 
इधर-उधर नाचा करती है। इसी प्रकार वह मनुष्य जो पथश्रष्ट 
होकर ध्येयरहित हो जाता है, कई प्रकारसे प्रदुष्ध होता है | 

१४२३-अग्नि लोहेकी परीक्षा करता है और प्रलोभन एक 
सच्चे मनुष्यकी । 


व्मामें कम विश्वास 


हरोंके इशारेपर 


१८६ संत-बाणी 


१४२४-हमलोग प्रायः नहीं जानते कि हम क्या करने 
योग्य हैं; परन्तु प्रढोभन हमें दिखा देते हैं कि हम वस्तुतः क्या हैं | 

१४२५-तो भी प्रल्ेमनके आरम्ममें हमें अधिक सावधान 
रहना चाहिये, क्योंकि यदि शन्रुकों हम अपने हृदयके मन्दिसों 
न आने दें, किन्तु इसके पूर्व प्रवेशद्वारपर ही उसे रोक दें तब हम 
उसे बहुत सहजहीमें जीत सकते हैं | 

१४२६-पहले मनमें केवल दु्गुणके विचार आते हैं, तब उसकी 
इढ़ कल्पना हो जाती है, तथश्रात्‌ उसमें सुखानुभूति होने ढगती है। 

१४२७-जब हम प्रलोमनोंमे पड़े, हमें निराश नहीं होना 
चाहिये, परन्तु उतनी ही अधिक तत्परतासे हमें भगवान्‌को पुकारना 
चाहिये कि वह हमें सारी कठिनाइयोंसे तुरंत निकाल ढें। 

१४२८-हम अपने सारे प्रत्षमनों और क्थेमें परमात्माके 
हाथोंमें अपनी अन्तरात्माको विनम्न कर दें; क्योंकि वह विनीतहदयकी 
रक्षा करता है । 

१४२९-प्रलोभनों और विपत्तियोंमें ही मनुष्यकी सच्ची परीक्षा 
होती है | और इसके कारण परमात्माका आशीष भी अधिक मिलता 
है तथा उसके सदुण और अधिक विशेषतासे चमक उठते है । 

१४३०-कुछ व्यक्ति बढ़े-बढ़े अलोभनोंसे तो दूर रहते हैं; 
पल्तु छोटे-छोटे प्रलेभनोंसे परास्त हो जाते हैं | 

१४३१-अपनी आँखें अपनेहीपर डालो और ध्यान रहे 
तुम दूसरोंके कर्मोके सम्बन्ध अपना निर्णय ने दो । ढूसरोके 
का्मोंको समझनेमें प्रायः मलुष्य व्यर्थहीमें परिश्रम करता है। 


संत-वाणी १८७ 


१४३२-यदि हमारो इच्छाओंका पवित्र ध्येय सदा परमात्मा 
होता तो हम इतने दुखी न होते, परन्तु प्रायः कोई-न-कोई 
आसक्ति भीतर बनी ही रहती है या बाहरसे कुछ ऐसी घटना 
हो जाती है जो हमें अपने पीछे खींच ले जाती है | 
१४३३-मतमेद और निर्णयकी विभिन्नता ही प्रायः मित्रों और 
सहवासियोमें, धार्मिक और मक्तपुरुषोंमे भाव-भेद उपस्थित कर देती है। 
१४३४-सौन्दर्य, यौवन और भोगकी शक्ति सभी क्रम-करमसे 
चले जाते हैं, रहती है केवल भोगकी आसक्ति, जो बुढ़ापेमें भी 
मनमें सुख-शान्ति नहीं आने देती | सुख-शान्तिके लिये तो इस 
आसक्तिका ही त्याग करना आवश्यक है | 
१४३५-किसी भी सांसारिक विषयके लिये या किसी व्यक्तिके 
प्रेमके कारण हमें कोई भी पाप नहीं करना चाहिये | 
१४३६-परमात्मा यह परखता है कि मनुष्यके हृदयमें कार्यके 
साथ-साथ प्रेमका अंश कितना है, न कि कितना कार्य उसने किया; 
वह वही कार्य अधिक करता है जिससे उसका अधिक प्रेम है | 
१४३७-जो वास्तविक पूर्ण और दयाढु है वह अपनेको 
किसी भी वस्तुमें नहीं खोजता; उसकी एकमात्र इच्छा यही रहती 
है कि सभी वस्तुओंमें परमात्माका कीर्ति-गौरव झलके | 
१४३८-संत किसीसे ईर्ष्या नहीं करता; क्‍योंकि वह 
व्यक्तितत लाभकी कोई कामना ही नहीं करता, वह निरन्तर 
परमात्माके आनन्दमें ही प्रसन्न रहना चाहता है । 


१४३९-संत किसी भी सत्कायेको पूर्णतः परमात्मामें निवेदन 
करता है | 


१८८ संत-वाणी 


' १४४०-भहा | जिसे वास्तविक दयाका एक कण भी 
प्राप्त है वह निश्चय ही समझ जायगा कि सभी सांसारिक पदार् 
अनित्यतासे ओतप्रोत हैं | 

१४४१-जिन वस्तुओंका हम अपनेमें या दूसरेमें सुधार 
नहीं कर सकते उन्हें धैय॑पर्वक्क सहन करना चाहिये जबतक 
परमात्मा खितिको उल्ठ न दें ! 

१४४२-यदि एक-दो बार चेतानेपर भी कोई न माने, 
उसके साथ मत झगड़ो; परन्तु सभी कुछ परमात्माकों सौंप दो 
कि उसीकी इच्छापूर्ति हो | 

१४४३-जेसे भी हो सके दूसरोंके दुगृंण और दुर्बध्ताको 
सहन करनेमें धीर होनेकी चेश करो; क्योंकि तुममें भी बहुत-सी 
दुर्बलताएँ ऐसी हैं जिन्हें दूसरोंको सहना पड़ता है । 

१४४४-यदि तुम अपनेको अपनी इष्छाके अनुकूछ नहीं बना 
सकते तो तुम दूसरोंसे कैसे आशा कर सकते हो कि वे तुम्हारी 
इच्छाके अनुकूल हों । 

१४४५-हमछोग तो दूसरोंको पूर्ण देखना चाहते हैं, फिर 
भी हम अपनी ब्रुटियोंका घुधार नहीं करते | 

१४४६-हम दूसरोंको बड़ी कठोरतासे सुधारना चाहते 
हैं; पल्तु अपना छुधार नहीं करते | ४ 

१४४७-दूसरोंकी खच्छन्दता हमें असन्तुषट कर देती हैं 
लेकिन हम अपनी इच्छाओंका अवरोध करना नहीं चाहते । | 

१४४८-दम दूसरोंको कठिन नियमोके भीतर रखना चाहत 
हैं; प्स्तु किसी प्रकार भी अपनेको संगत करना नहीं चाहते | 


संत-वाणी १८९ 


१ ४४९-कोई भी मनुष्य पूर्णतः दोषरहित नहीं है, कोई 
भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो खतः सम्पूण हो अथवा जो खयं पर्याप्त 
बुद्धिमान्‌ू हो | अतः हममें पारस्परिक सहनशीढता होनी चाहिये । 
हमें एक-दूसरेको आश्वासन, पारस्परिक सहायता, शिक्षा और उपदेश 
देते हुए मिल-जुल्कर उत्साहपूरवक मगवानके मार्गम चलना चाहिये | 

१४५०-विपत्तिके समय ही हमें यह पता चल्ता है कि 
कितना अधिक धर्म या शक्ति हममें है | 

१४५१-किसी धार्मिक संघ या मठमें रहकर वहाँके नियमों- 
को निशपूर्वक मृत्युपरयन्त पालन करना सहज बात नहीं है 

१४५२-यदि तुम धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो 
प्रभुके नामपर इस संसारमें मूखे समझा जाकर तुम्हें सन्‍्तुऔ्रहना चाहिये। 

१४५३-धार्मिक वेष धारण करने या सिर मुँड़ानेसे क्या 
लाभ ? आचरणमें परिवर्तन और वासनाओंका सम्पूर्ण क्षय ही तुम्हें 
सच्चा धार्मिक व्यक्ति बना देगा। 

१४५४-जो आत्माकी मुक्ति ओर परमात्माकी प्रापिके अतिरिक्त 

अन्य किसी वस्तुकी अपेक्षा करता है उसे कष्ट और उदासीके 
अतिरिक्ति और कुछ हाथ नहीं छगता | 
१४५०-जो सबसे छोठग और सबका सेवक होनेका प्रयत्न 
नहीं करता वह बहुत काठतक शान्तिपूर्वक नहीं रह सकता | 
१४५६-तुम सेवा करनेके लिये आये, हुकूमत चढानेके 
लिये नहीं | जान लो, कष्ट उठाने और परिश्रम करनेके लिये तुम 
इस जगतमें आये हो, आल्सी होकर वार्तालापमें समय नष्ट करनेके 
लिये नहीं | 


१९७० संत-वाणी 


१४५७-साधन-मार्गमें मनुष्यकी ऐसी परीक्षा होती है जै 
आंगकी भट्ठीमें सोनेकी । 
१४५८-साधन-पथमें कोई भी मनुष्य ठिक नहीं सका 
जबंतक वह परमात्माके प्रेमके लिये हृदयसे विनम्न न हो जाय | 
१४०९-एकमात्र श्रीवासुदेवके सिवा इस जगतमें खावर-जड़ 
कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है | वही वासुदेव सभी प्राणियों 
उन्तराक्मा हैं | 
१४६ ०-विद्याके समान संसारमें कोई नेत्र नहीं है, सतयपालनवे 
समान कोई तप नहीं है | रागके समान दुःखका कोई कारण नहीं है | 
१४६१-हिंसा, असत्य, छछ, कपठ, चोरी, व्यभिचार भादि 
दुःखदायी पापकर्मोसे बचना, निरन्तर पुण्यप्रद कर्मोमें निरत रहना, 
अपने-अपने वर्ण और आश्रमके धर्मानुकूछ सदाचारका पालन करना 
ही अति श्रेष्ठ कल्याणका मार्ग है । 
१४६२-जो पुरुष स्री, पुत्र, धनादिमें भासक्त है उसकी 
बुद्धि मोह-जालमें फैंसकर धर्म-पथसे डिग जाती है | अतः सबसे 
पहले काम और क्रोधके वेगको वशमें करे | इन्हें जीत लेनेपर सारी 
कठिनाइयाँ ख़यं हल हो जाती हैं | 
ह १ ४६३-जीवमात्रको दुःख न देनेकी चेश करना ही सर्वोत्तम 
धर्म है । 
१ ४६४-जैसे रेशमका कीड़ा अपने-भाप परिग्रहसे मारा 
जाता है वैसे ही मलुष्य भी परिमहसे मारा जाता है । 
१ ४६५-समस्त संसारको भढीमाँति ययार्थ इश्सि देखनेवाले 


कभी रोते नहीं । 


संत-चाणी १९१ 


१४६६-उस प्राणारामको प्राण समपंण कर देनेपर जैसा 
निश्चिन्त हुआ जाता है, वैसा और किसीको भी अरप॑ण करनेपर नहीं; 
क्योंकि अन्य किसीमें इतनी सामथ्य ही नहीं है । 

१९६७-भलाई-बुराईसे मन हठाकर जो शान्तशीर पुरुष 
उदासीनभावसे यात्रा कर संसारको पार कर जाते हैं वे ही सच्चे 
पण्डित हैं | 

१४६८-शुक्षपक्षके पीछे क्रृष्णपक्ष और कृष्णपक्षके पीछे 
शुह्ृपक्ष । इसी प्रकार सुख-दुःखका चक्र चला करता है | इनकी 
ओरसे दृष्टि हटाकर प्रभुके मार्ग छगो | इस चक्रसे छूटनेका बस 
एक यही उपाय है । 


१४६९-जो भगवान्‌ केवछ नाम लेते ही प्तमत्त पापोंके 
समूहको नाश करनेवाले हैं, उनको जो हृदयमें सदा धारण किये 
रहता है और एक क्षणको भी नहीं त्यागता, जिसने भगवान्‌ वासुदेवके 
चरणोंको निज हार्दिक प्रेमसे बाँध रखा है, वही बेष्णवोंमें उत्तम है | 

१४७०-बह सम्पत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भाई- 
बन्धु आदि जल जायें जो श्रीहरिके चरणोंके सम्मुख होनेमें सहर्ष 
सहायक नहीं होते । ह 

१४७१-यदि मन निश्चक है, वचन निर्मल है, करनी भी 
है तो फिर साधकको और चाहिये ही क्या ! 

१४७२-ब्ियोंका शरीर दीप-शिखाके समान है | रे मन ! 


तू उसमें पतज़् होकर जरू मत | फिर तुझे छोक या परलोकमें कहीं 
भी ठौर-ठिकाना न मिलेगा । 


१४७३-अमावस्थाके घोर अन्धकारमें काले पत्थपपर बेढी 
चींटीकी भाँति ईश्वर मानवहृदयमें गूढ़हूपसे विदमान है | 

१०७४-जिसे इश्वरका साक्षात्कार हुआ है उससे बिना जाना 
कुछ भी नहीं रहा | जिसने परमात्माकों जान लिया उसने जानने- 
योग्य सब कुछ जान लिया ।... 

१४७५-अहँ और मम्को दबाकर सबके भीतर भगवानका 
दर्शन करना संतोंका काम है | 

१४७६-पहले भगवान्‌को जानो और पीछे और कुछ | 

१४७७-ईश्वस्के सिवा तुम जो कुछ जानते हो उसे भूल 
जाओ और इधर-उधरकी बातें जाननेके लिये माथा मत मारे | 
केवल इश्वरमें छीन रहो---उसीके रंगमें रैग जाओ । 

१४७८-जबतक तुम्हारे मनमें संसार बसा हुआ है तमीतक 
भगवान्‌ तुमसे दूर हैं । संसारकी तरफसे तुम्हारी विरक्ति होते ही तुम 
जाओगे इश्वरकी ओर, जिससे तुम्हारे अन्तःकरणमें अवश्य प्रकाश 
होगा । उस प्रकाझमें तुम्हें ईश्वरके सिवा और कोई न दिखायी देगा और 
न स्मृति अथवा वाणीमें ही आयेगा। यही योगकी वास्तविक अवसा है| 

१ ४७९-जो मनुष्य अशुद्ध दर्शनसे नेत्रों और मोगेंसे हम्ियों- 
को बचाता है, नित्य ध्यानयोगसे अन्तःकरणकों निर्मल रख अपने 
चस््रिको शुद्ध करता है और धर्मपूर्वक अर्जित अन्नसे अपना पालन 


करता है उसके ज्ञानमें कोई कमी नहीं । ५ शा 
१४८०-बैराग्य ईश्वस-प्रापतिका गूढ़ उपाय है | उसे तो गुप्त 
खनेमें ही कल्याण है । जो अपने वैराग्यकों अकठ करते हैं उनका 


वैराग्य उनसे दूर भागता है । 


संत-वाणी १९३ 


१४८१-सदा विनय और ग्रेमपूर्वक ईश्वर्का भजन करो। 
धर्मका अनुसरण और पृज्यभावसे सिद्ध पुरुषोंका समागम करो। 
सेवा और सम्मानपूर्वक साधुजनोंका सड़् करो । प्रफुछ्ठ वदनसे 
निर्दोष श्रातृमण्डलके साथ रहो । अज्ञानी छोगोंके साथ दयाहु- 
हृदय और नप्नवाणीसे तथा नौकरों और घरके लोगोंके साथ सजनता 
तथा सुशील्तापूवक बताव करो | 

१४८२-जो आनेवाले काढकी चिन्ता किये बिना प्रभुमें रत 
रहता है वही रुचा सहनशील है। 

१४८३-ईश्वरसे डरना भाग्यशाली बननेका रक्षण है | पाप 
करते रहकर भी ईश्वरकी दयाकी आशा रखना दुर्भाग्यकी निशानी है। 

१४८४-जिसकी 'जीभपर भगवानूका नाम है वह चाण्डाल 
भी श्रेष्ठ है । जिसने भगवानका नाम लिया उसके द्वारा सब तपस्या 
हो चुकी, सब यज्ञ हो चुके, सब तीर्थोका स्नान हो चुका, वेदका 
पारायण भी हो गया | 

१४८७-जो मलुष्य ईश्वसकके सिवा न किसीसे डरता, न 
किसीकी आशा रखता है, जिसे अपने झुख-सम्तोषकी अपेक्षा अभुका 
सुख-सन्तोष अधिक प्रिय है उसीका ईश्वरके साथ मेल है। 

१४८६-इन तीन बातोंको अपना परम शत्रु समझे--धनकां 
लोभ, लोगेंसे मान पानेकी छाडत्ता और लोकप्रिय होनेकी आकाह्वा। 

१४८७-ईश्वरकी ओर चित्तवृत्ति रखनेसे तुम्हारी उन्नति ही 
होगी | इस मार्ग कभी अबनति होती ही नहीं | 

१४८८-यदि तुम इईश्वस्के प्रीतिपात्र होना चाहते हो तो 
ईश्वर जिस स्थितिमें रखना चाहे उसीमें सन्तुष्ट होना सीखो । 

सं० वा० १३-- 


१४८९-दु:ख-दारिदय, रोग-शोक, ताप-संताप सभी आबें; 
खूब आवें | किसी तरह मी उरो मत | यह सारी सौगात उस 
प्रियतमके घरसे ही तो आती है | 

१४९०-्रत्येक्ष कामको करते समय याद रखना कि मैं 
जो काम कर रहा हूँ उसे ईश्वर देख रहा है, मैं जो कुछ बोल रहा 
हूँ उसे ईश्वर छुन रहा है | मौन धारण करते समय भी उसका 
कारण ध्यानमें रखना, क्योंकि इख़र उसे भी जानता है | 

१४९१-सृह्य तीन प्रकारकी होती है-- भोगने, बोलने और 
देखनेकी | भोग भोगते समय ध्यान रखना कि ईश्वर देख रहा है, 
बोलते समय ध्यान रखना कि सत्यका विनाश न हो और देखते 
समय ध्यान रखना कि साधुता दृषित न'हों जाय | 

१४९२-इन चार. बातोंके बारेमें आत्मप्रीक्षण करते रहना- 
( १) कोई भी शुभ कर्म करते समय तुम निष्कपठ हो न! 
(२ ) जो कुछ बोल रहे हो निःस्वार्यभावते ही न! (३) णो 
दान-उपकार कर रहे हो बदलेकी आशाके बिना ही न? (४ ) 
जो धन-सश्चय कर रहे हो कपणता छोड़कर ही न £ 

१४९३-प्रभुको सदा सर्वत्र उपल्ित समझकर यथाशक्ति 
उसंका ध्यान, भजन और आज्ञापालन करते रहना | इस मायावी 
उतारने आजतक असंख्य जनोंका संहार किया है, उसी प्रकार 
तुम्हारा. मी विदाश न हो जाय इसका ध्यान रखना | 

१४९४-एक प्रभुका सदैव स्मरण रखो, मथुप्योंकी बातें 


ने दो... । > 
| # «१ ४९७-मेरा बस चले तो अपने निन्दर्कोकों खूब इनाम 4 


संत-वाणी १९५ 


कारण, उनकी निन्‍्दा और द्वेषप्ते तो मेरा हितसाधन ही होता है | 

१४९६-सावधान रहना, यह दुनिया शैतानकी दूकान है | 
भूलकर भी इस दूकानकी किसी चीज मन ने चढाना, नहीं तो 
शैतान पीछे पड़कर उप्त चीजके बदले तुम्हारा धर्मछपी धन 
छीन लेगा । 

१४९७-मुनि--सच्चा साधक वही है जिसे ईश्वर्के विचार- 
के सिवा दूसरी बात प्रिय ही नहीं लगती । 

१४९८-ईश्वरका कहना है जब्र मैं अपने दासपर प्रेम करता 
हूँ तब में खुद उसकी आँखें, कान और हाथ आदि बन जाता 
' हूँ। मेरा दास मेरेद्रारा ही देखता है, छुनता है, बोलता है 
और मेरेद्वारा ही सारा लेन-देन करता है |. 

१४९९-दुनिया एक युवती स्रीके समान है। जो मनुष्य 
उसकी कामना करता है उसे अपना जीवन उसके ढिये बढ़िया- 
बढ़िया गहने कपड़े जुठनेमें ही बिताना पड़ता है और जो उसकी 
ओरसे बिरक्त रहता है. वह पैर पसारकर एकान्तमे खुखसे सोता है | 

१५००-इन तीन मनुष्योंको बुद्धिमान जानना---जिसने 
संसारका त्याग कर दिया है, जो मौतसे पहले ही सब तैयारियों किये 
बेठ है और जिसने पहलेहीसे ईश्वरकी प्रसन्नता प्राप्त कर ली है। 

१००१-मनुष्यसे तो जितनी कम हो सके, बात करो; 
ज्यादा बात करो इंश्वरसे । पे । 

१७०२-नो ईश्वरको अपना सर्व मानता है वही असली 


धनवान्‌ है | दुनियाकी चीजोंको अपनी सम्पत्ति माननेवाल तो 
सदा गरीब ही रहेगा । 


(९६  संत-बाणी 


१०० ३-ईश्वरका स्मरण मेरी जिंदगीकी खुराक, उप्तकी 
प्रशंसा मेरी जिंदगीका पेय और उसकी छजा मेरी निंदगीके कपड़े हैं| 

१५०४-जो मनुष्य ईश्वरसे डरता है उससे दुनिया भी डरती 
है और जो प्रभुसे नहीं ढरता उससे दुनिया भी नहीं डरती | 

१०० ०-मयावी संसारसे सदा सचेत रहना | यह बड़े-बड़े 
पण्डितोंके मनको भी वशमें कर लेता है । 

१५०६-आहारमें जिसकी छाल्सा बढ़ती है वह साधना- 
के मार्गसे जल्दी ही दूर हो जाता है | 

१७५०७-इंवरपरायण साधुजनोंसे प्रीति करना और खिरसे 
प्रीति करना एक समान है | 

१००८-बाहरी आँखोंका नाता बाहरी चीजोंपे है, भीतरी 
आँखोंका नाता परमात्माकी श्रद्धसे | 

१७०९-सहनशीब्ता और सत्यपरायणताके संयोगकरे बिना 
प्रभुप्रेम पृर्णताकों प्राप्त नहीं द्वोता । 

१७१ ०-विषयोंमें आनम्दका स्पर्श मानकर हम प्राणोंकी 
बाजी लगाकर उन्हींकी ओर दौड़ते हैं और विषय-विषासादनते 
संत्त होकर पुना-पुनं: जन्म-मृत्युका दुःखान्त नाट्य खेलते 
फिरे हैं । ह 
. १५१ १-संतसमागम और हस्किया परम श्रद्धा उचन्त करते 
हैं । प्रमुके विश्वाससे तीत्र जिज्ञासा, जिज्ञाससे विवेक-बैराय और 
पैरायादिसे तर्तज्ञान, तलज्ञानसे परमात्मदर्शन और परमात्मदशनसे 


सर्बोपरि खान प्राप्त होता है | 


संत-वाणी १९७ 


१०१ २-संसारासक्त लोगेसे दूर रहो | धुख देनेवालेकी प्रशंसा 
या खुशामद मत करो और दुःख देनेवालेका भी तिरस्कार न करो | 

१०५१ ३-मनके विछीन होनेपर जिस सुखखरूप भात्मा या 
द्रशका प्रकाश होता है । वही ब्रह्म है, वही अमृत है, वही शुभ्र 
और निर्मल है | वही सबकी गति और सबका चरम ढक्ष्य है। 

१०१ ४-सच्चिदानन्दधनविग्रह श्रीकृष्ण हम सबके 'मोहन! 
हैं | परन्तु उनको केवल मोहन रूपसे ही नहीं जानना चाहिये । 
वे 'मदन-मोहन' हैं, यह भी जान लेना चाहिये | 

१५१०-जिसका बाह्य जीवन उसके आन्तरिक जीवनके 
समान नहीं है उसका संसर्ग मत करो । 

१५१६-शक्ति कम है, बुद्धि मन्द है, इसके लिये तू चिन्ता 
न कर । तेरे पास जो कुछ है, उसीके द्वारा तू उनकी पूजा 
करनेको तेयार हो जा | फिर उनकी दयाका अनुभव होनेमें विलम्ब 
नहीं होगा । ह 

१०१७-संसार कौन है ? जो ईश्वरसे तुम्हें परे रखता है 

१५१ ८-अधम कौन है! जो इईंश्वरके मार्गका अनुसरण 
नहीं करता | 

१५१ ९-यदि तुमने ईश्वरको पहचान लिया है तो तुम्हारे 
लिये एक वही दोस्त काफी है | यदि तुमने उसको नहीं पहचाना 
है तो उसे पहचाननेवालसि दोस्ती करो | 

१५२०-नो श्रीहरिकी कथा-सुधाका पान करते हैं, साधुपुरुषों- 
के सखा श्रीहरि उनके हृदयस्थ होकर कामादि वासनारूप़ बाह्य और 
आन्तरिक सभी अमझलेंको दूर कर देते हैं | 


१९८ संत-वाणी . 


१५२१-अबोध शिश्वुकी तरह यदि अपनेको भूलनेकी चेश 
करो तो देखोगे जगत्‌-जननीकी गोदमें आश्रय पानेमें तनिक भी 
देर न लगेगी | यदि अपने बलका भरोसा तुम्हें है तो तुम्हारी 
बात तुम्हीं जानो | 

१०२२-हमें अपने ध्येयको नित्य सरण कर लेना चाहिये 
और विशेष उत्साहसें अध्याक्ममें प्रवृत्त होना चाहिये | मानों हमारे 
संस्कारका यह प्रथम दिवस हो | 

१०२ ३-हमारी निष्ठाके अनुकूल ही हमारी आध्याक्षिक 
उन्नति सफलता होती है | इसलिये जिसे विशेष उननतिकी भपेक्षा 
हो वह विशेष परिश्रम करे | 

१०२४-सत्पुरुषोंकी कार्यसिद्धि उनकी अपनी बुद्विमतापर 
निर्भर नहीं है; परन्तु भगवानके अनुग्रहपर | 

१५२५-मनुष्य मनसूबे बाँधता है और परमात्मा उन्हें मिट 
देता है । 
: १७२६-दिनमें संत घोर परिश्रम करते हैं और में 
लगातार प्रार्थना; परिश्रम करते समय भी वे मानसिक प्रार्थनासे 
ध्युत नहीं होते हैं | वे एक-एक क्षणते छाभ उठते हैं, भगवान्‌की 
सेवामें उनका ग्रश्येक घंठा बहुत छोदा-सा माद्म होता है । 

१ण२७-महात्ा लोग सभी सम्पदा, पद, सम्मान, मित्र भी 
अपने समीपी व्यक्तियोंको त्मागकर संसारकी किसी भी व्तुक! 
नहीं रखते | वे कठिनाईसे जीवनधारणमात्रके लिये आवश्यक 
यद्ा्योंकी अज्वीकार करते हैं और जावहयकताके समय भी शरीरफी 
सेवा करनेमें दुखी होते हैं । 


संत-वाणी १९९, 


१५२८-सांसारिक दृश्सि तो वे बहुत दरिद होते हैं; किन्तु 
सदृगुण और सदाचारमें बहुत धनी | बाह्यतः उनका जीवन अभाव- 
मय होता है; परन्तु उनका आन्तरिक जीवन सदाचरण और देवी 
आश्वासनके कारण नित्य प्रसन्न होता है ः 

१७२९-वे इस प्रृथ्वीपर अपरिचित रहते हैं; परन्तु भगवानके 
अति निकठ और परिचित मित्र वे खय॑ अपनेको नगएंय समझते 
हैं; किन्तु भगवानकी आँखोंमें अति प्रिय हैं । 

१५३०-सच्ची नम्नता उनका आधार है, सरल आज्ञाकारिता- 
में उनका जीवन बीतता है, प्रेम और धीरतामें वे चलते हैं; अतएव 
आत्ममावमें वे नित्य उन्नति करते हैं और परमात्माकी दृष्टिमें 
सदृवृत्तियोंकोी प्राप्त करते हैं | उपासनामें उनकी कितनी श्रद्धा 
है, कितनी अधिक कामना है, उनमें सदगुणोंको बढ़ानेकी और 
कितना संयमित होता है उनका जीवन ! 

१०३१-उनके पदचिह् इस बातको प्रमाणित करते हैं कि 
वे वस्तुतः पूर्ण और पवित्र मनुष्य हैं और वे बीरताके साथ 
लड़ते हुए संसारकों अपने पेरोंतले कुचल देते हैं । 

१०३२-यदि तुम अविष्छिन्नरूपसे आत्मचिन्तन नहीं कर 
सकते तो कम-से-कम दिनमें एक बार तो किया करो; ग्रातःकाल 
अथवा रात्रिमें । प्रातःकाल अपना ध्येय निश्चित कर छो और सोते 
समय अपनी परीक्षा कर लो कि तुमने क्या किया है; मन, वचन 
और कर्मसे तुमने केसा व्यवहार किया है | 


१५३३-अपसुरोके नीच वारोंकें* लिये अपनेको सुसजित 


६3५ संत्त-वाणी 


रखी | वातनाओंपर ठगाम चढ़ाओ, इस अकार तुम उत्कद 
आकाछ्ठडाओंकों सहज ही जीत सकोगे | 

१०३४-भाठसी मत बनो | पढ़ते-लिखते रहो या प्रा्ता 
करते रहो; ध्यान करते रहो अपव्रा जनपाधारणके कल्ष्याणके हिये 
कुछ करते रहा करो । 

७५३१५-घार्मिक अभ्यास जनसाधारणके सम्मुख नहीं करना 

चाहिये; उनका अभ्यास खच्छन्दतापूबंक एकान्तमें घरहीफर होत 
है | इनके प्रदर्शनमें हनि-ही-हानि है । , 

१०३६--अपने कतेव्यकों पूरी तरह संचाईके साथ कर 
चुकनेपर यदि तुम्हें समय मिले तो अपनेको अपने भीतर ले जाओो, 
अपनी साधना और अपनी उपासनाके अनुसार | 

१५३७--अपने अन्तसमें छौटनेके लिये एक छुन्दर समय 
चुन लो और बहुधा भगवान्‌की प्रेमपरायणता और दयाशीहतापर 
मनन करो । 

१५३८-व्यर्थकी चेशओंमें न उल्झ्ो; परन्तु ऐसी चीन 
पढ़ो जो तुम्हारे मस्तिष्कक्ों उत्तेजित करनेकी ओेपेक्षा तुम्हारे 
अन्तसमें आत्क्षोभकी सृष्टि करें | 

१५३९--धयर्थकी बकवादको त्याग दो, निष्रयोजन बातोसे 
अपनेको हटा लो | नूतनता और अफवाहेंकि पीछे परेशान मत हो 
फिर तुम्हें उत्तम-उत्तम विषयोपर मनन करनेके डिये पूरा समय मिलेगा 
बड़े-बड़े संत छोकाल्यके कोलाहछसे बिलग रहते हैँ और 
- बिशेषतः परमात्माके ड्िन्तलमों ही अपना जीवन अतीत कर ््‌ 


संत-वाणी २०! 


१५४ ०-किसीने कहा है, 'जब कमी में आदमियोमे जाता 
हूँ, में जो कुछ था उससे कम ही होकर लौटा हूँ 

१५४ १-आवश्यकतोसे अधिक शब्द बोलनेकी अपेक्षा कतई 
न॑ बोलना कहीं अच्छा है | 

१५४ २-जो धर्मके निगृढ़, आन्तरिक और आध्यात्मिक 
तत्वोंको प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें चाहिये कि जन-ख और विश्वके 
कोलाहलसे दूर संतोंकी संगतिमें रहें । 

१५४३-जो मनुष्य अपनी शान्तिको अपनी इच्छासे अपने 
भीतर रख सकता है बही निर्भयतापूवंक बोर भी सकता है। 
जो मनुष्य इच्छापूर्वक अनुशासित होता है, वही सच्चा अनुशासन 
भी कर सकता है । 

१५४ ४-बास्तविक आनन्द उस्ीकों मिलता है जिसका 
अन्त:करण शुद्ध और पवित्र है | 

१५४५-अहा | कितनी सुन्दर उस पुरुषकी अन्तरात्मा होनी 
चाहिये; जिसने कभी भी णिक सुखोंकी खोज नहीं की, और 
न इस संसारके किस्ती पदार्थमें अपनेको उलझ्ाया और कितनी अधिक 
शान्ति और तृप्ति उस पुरुषकों होगी जिसने व्यथंकी चिन्ताओंका 
नाश कर दिया है, और सदा केवल भगवत्‌-चिन्तन करता है। 

१५४६-किस्ी मनुष्यको देवी सुख नहीं मिल सकता जबतक 
उसने परिश्रमपूर्वक पवित्र आलशुद्धिका अभ्यास न किया हो |. 

१०४७-शान्ति और मौनमें धर्मात्मा पुरुष पर्मप्रन्थोंक्रे 
रहस्यको सीखता और लाभ उठाता है| धर्मात्मा पुरुषके लिये 
यह उत्तम है कि बह बहुत कम बाहर जाय | 


२०५ संत-वाणी 


१०४८-प्रसन्नतापूर्वक बाहर जानेवाला प्रायः उद्यसीरे 
घर लोटता है। जो वाहर-बाहर छूछा हुआ है वह भीतखे 
आनन्दको क्या जाने ! 

१५४९-जिसे तुम यहाँ नहीं देख सकते उसे और कहाँ 
देखोगे ? खर्ग, प्रृथ्वी और सभी तक्तोंको देखो; क्योंकि इन्हींसे 
सभी वस्तुभोंकी सृष्टि हुई है। 

१०००-अपनी आँखोंको परमात्माकी ओर उठाओ और 
उससे अपने पापों और प्रमादोंके लिये क्षमार्थना करो | 

१५५ १--्यर्थ वस्तुओंको पाखण्डियोंके लिये छोड़ दो; पर्तु 
भगवान्‌की आज्ञा पालन करनेके लिये तत्पर रहो | 

१णण२-भपनेको अपने कमरेमें बंद कर छो और वहाँ 
अपने 'प्रियतम प्रभुका आवाहन करो | अपने अन्तःपुरमें उससे हिल 
मिलकर रहो; क्योंकि इतनी बड़ी शान्ति तुम्हें अन्यत्र नहीं मिलेगी। 

१ ५०३-यदि तुम आध्यात्मिक्रतामें उन्नति करना चाहते हो 
तो सदा भगवानूसे डरते रहो । अधिक खतन्त्रताका दावा मत 
करो | संयमके कठोर नियमोंमें रहकर अपनी इच्द्रियोंका निम्रह 
करो और मूर्ख॑तापूर्ण हास-परिहासमें समय नष्ट न करो । 

१०५४-हार्दिक पश्चात्तापमें छगनेपर ही भक्ति प्राप्त होती 
है। पश्चात्तापसे कल्याणका पथ खुल जाता है जिसे अनिधित 
बुद्दि शीघ्र ही नष्ट कर देती है । 

१ ए०५-सुन्दर भनन्‍तःकरणके साय-साथ भगवान्‌के भय 
अतिरिक्त सच्ची खतन््रता और वास्तविक आनन्द कहीं नहीँ ६ | 


संत-बाणी २०३ 


१०५६-आनन्द उसे है जो क्षोम उत्यन्न करनेवाडी सभी 
वस्तुओंकी हृठाकर अपनेको एकमात्र पवित्र पश्चात्तापके उद्देश्यमे 
लग देता है एवं उन सबको त्याग देता है जो उसकी आक्षाको 
दूषित करते हैं | 

१००७-वीरताके साथ आत्मनिम्रह करो; एक प्रकारका 
अम्यास दूसरे प्रकारके अम्यासको जीत लेता है | 

१००८-जब मनुष्यको अपने पापोके लिये गहरा पश्चात्ताप 
होता है तभी उसके हिये सारा संसार दुःखदायी और कष्टकर 
प्रतीत होने लगता है | 

१५०९-मनुष्य जितनी ही संकी्णतासे अपने सम्बन्धमें 
सोचता है उतना ही अधिक वह उदास होता है। 

१५६ ०-भगवानूसे बहुत ही विनयके साथ प्रार्थना करो कि 
वह तुम्हारे भीतर पश्चात्तापके भावकों जाग्रतू करे | 

१५६१-जिन छोगोंको इन तीन वस्तुओंपर प्रेम है, उनमें 
और नरकमें ज्यादा दूरी नहीं है--( ! ) खादिष्ट भोजन, ( २) 
मुन्दर वल्ष, ( ३ ) धनवानोंका सहवास | 

१०६२-बाहरी एकान्त वास्तविक एकान्त नहीं। मनमें 
चिन्ता और शोकका प्रवेश न हो वही सच्चा एकान्त है । ऐसा 
एकान्तवास करनेवाद्य ही सच्चा सड़रहित है 

१०६३-मनको सदा वहामें रक्सो | यदि वह हाथमें होगा 
तो उसमें प्रवेश करनेको दूसरेको रास्ता ही नहीं मिलेगा | 


१०६४-शो मनुष्य ईश्वरपर विश्वास रखकर उसीकी प्रीतिके 


न संत-वाणी 


डिये धर्माचरण करता है, वही निर्मम है और उसे ही प्रभु 
' अपनी सेवामे छेता है । ह “डे 

१५६०-किस उपायसे प्रभु-कृपा प्राप्त हो ! प्रभु-प्रेमो 
बाधकरूप इस संसार और बाह्य जीवनमें आसक़िको छोड़ दे। 

१०६६-लौकिक भोगोंसे विमुखता, ररकी आज्ञका पाठ 
और इखरेच्छासे जो कुछ हो जाय उसीमें प्रसन्ञता मानना संची 
प्रभुभक्तिके रक्षण हैं | 

१०५६७-व्यवहारको शुद्ध रखनेके दो उपाय हैं---धीए्ज 
और प्रेम । 

१५६८-शुद्द प्रेमसे ही झुद्ध धर्मानुष्ठान सम्भव है | गिसवी 
जड़ शुद्ध नहीं उसके डाल-पात भर फल किस ग्रकार श॒द्ध हो 
सकते हैं ? हे 

१५६९--अहम्मन्यता और ममताको दबाकर सबके साथ वधुले 
स्थापित करना एक ऋषिका काम है | ह 

१०७ ०-मैं जिस समय इन्द्रियोंका निम्नह करनेमे असम 
हो जाता हूँ तो परमेखरंका स्मरण करता हूँ और जब में उसवी 
याद करता हूँ तो वह जरूर ही मेरी ख़बर लेता है । 

१५७१-साधुताके तीन लक्षण हैं--( 
दँच-नीच तुम्हारे हृदय प्रवेश न करने पवि--मिरीवी 
पोने-चांदीकों भी धयाग देनेकी क्षमता तुम होनी चाहिये | 
( २) लोकापवादपर दृष्टि मत दो; न ढोकअगंसासे फूठो और १ 


ठोक निन्दासे अग्रसन हो । ( ९ ) तुग्हारे हृदय ठोकिक विपय- 
की कॉमता निःशेष हो जात | दूसरोंकों विषयभोग और खाद: 


संत-वाणी २०५ 


खान-पानमें जेसा आनन्द मिलता है वेसा ही आनन्द तुम्हें उन 
भोगोके व्यागमें मिले | 

१५७२-सहनशीढताके तीन लक्षण हैं-( १ ) निन्‍्दाका 
त्याग, ( २) निर्मल सन्‍्तोष और (३ ) आनन्दपूर्वक ईश्वरकी 
आज्ञाओंका पालन | ' 

१०७३-सदा विनय और प्रेमपूर्वकक ईख़रका भजन करो | 
सेवा और सम्मानपूर्षक साधुजनोंका सड्ठ करो । 

१०७४-अपना दोष कोई देख नहीं पाता | अपना व्यवहाः 
समभीको अच्छा माद्ूम होता है; किन्तु जो मनुष्य सब हाल्ता 
अपनेको छोटा समझता है वह अपने दोष भी देख सकता है । 

१५७०-साघधुजनोंके लिये सत्सह़् श्रेयस्कर है| जो सत्र 
दूर रहता है वह रोगरहित नहीं | मान-अपमान, कृपा-अक्षपा छू 
सबको एक समान समझे बिना मनुष्यमें सम्पूर्णता नहीं आती | 

१५७६-ईखरने जिसे परमार्थज्ञानमें श्रेष्ठ बनाया है बा 
पापमें पड़कर अपना पतन न होने दे यह उसका पहला कर्तव्य है । 

१७७७-इन चार बातोंसे जीवका कल्याण होता है--..ख़रह 
प्रति दीनता, ईश्वरेतर सब पदार्थों निःस्पृहता, ईख़रका ध्या 
और विनय । 

१०७८-तुम अपनी सांसारिक इच्छाओंकी कैद बंद हो 
उससे छूटनेके लिये यदि सब प्रकारसे अपने आपको प्रमुचरणोमें अपि 
कर दोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी और तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा | 

१७७०९-जो मिछ जाय उसीसे सनन्‍्तोष मानना और यह या 
रखना-परायी आशासे भली निराशा | 


हक सत्नपाणा 


१५८०-समी ग्राणियोंका आहार मगवानके मण्डारसे आता है। 
१५८१-कुशढसे तो वह है जो संसारके पार उतर गया है 
और शान्तिपूरवक वह है जिसने खर्गाथ जीवनका आतन्द पाया | 
 १७०८२-ये तीन अवस्थाएँ तुम्हारी न हों तो नरक 
अवश्यम्भावी है-- 
(१) जो दिन बीते जा रहे हैं उनके लिये खेद करा, 
(२ ) आजका दिन सर्वश्रेष्ठ मानकर अपनी आश्माके कल्याण 
ययाशक्ति कार्य करता और ( ३ ) कछ ही तुम्हारी मृत्यु होनेवाली 
है इसे सदा याद रखना | 
१५८३-समझ्त जीवोंके परम सुहृद्‌ भगवानने हमारे हिये 
जो व्यवस्था की है, वह कभी हमारा अकल्याण नहीं कर सकती। 
सुख-दुःख तो उनके चरण युगल हैं | आइये, इन चरण युग 
प्रणाम करें | ह 
१०८४-मृथ्यु आकर तुम्हें जगावे उसके पहले जाग जाथो। 
१०८५-धनवान्‌ होते हुए भी जिसकी पनेष्छा दूर नहीं हो 
गयी है उसे मैं सबसे अधिक गरीब समझता हूँ | 
१०८६-जीमसे प्रार्थना बोल देने और सिर झुका देनेते ही 
तो कुछ नहीं होता । आर्थना एकाग्रतापूर्वक होनी चाहिये । 
. १०८७-हे मानवो : इश्वरके मार्गम न तो आँडोकी जरूरत 
है और न जीमकी | जरूरत है पकित्र हृदयकी | ऐसा अप कं 


| 
जिससे वह पवित्रता पाकर तुम्हारा मच जाग जार दि 
१७०८८-पूरे जागे हुए मनका यही भर्य है कि शत 


सिवा दूसरी किसी चीजपर चले ही नहीं | 


संत-बाणी २०७ 


? ५८९-नरकके बीज बोकर खर्गके फ़्की आशा रखनेते 
अधिक मूखता क्या होगी ? 

१५९ ०-सांसारिक कतुएँ ऐसी अनिश्कारक हैं. कि उनकी 
इच्छामात्र ईख़रसे दूर ले जाती है; यदि कोई उन्हें पा ले तब तो 
उसकी क्या हाढत होगी ? 

१५९१-पर्मके अनुष्ठानसे जो फछ मिले उसे श्रीप्रमुग्रेमके 
ढिये उत्सग कर दो । 

१०९२-ईखरपर निर्भर रहकर ही दुनियाकी गुलामीसे 
छूट जा सकता है। | 

१५९३-ईखराज्ञाका पालन करनेपर ही सच्चा आनन्द मिलेगा। 

१५९४-जो अपने उपदेशको अनुभव और आचरणमें नहीं 
उतार सकता उसके उपदेशोंसे कुछ भी नहीं बन सकता और वह 
सदा अपना तथा दूसरोंका अमूल्य समय नष्ट करता है । 

१०९०-परमात्मा सबके अंदर है। फिर एक सुमाम॑में 
जाता है दूसरा कुमार्गमे | इसका कारण ? कारण यही है कि 
सुमार्गमें जानेवाला अपना सब कुछ भगवानूकों सौंप देता है और 
कुमागमें जानेवाल! अपना सब कुछ इन्द्रियोंको सौंप देता है | 


१०५९६-पारस तो लेहेको छूकर सोना बना देता है, पर्तु 
सहुरु अपने शरणागत शिष्यका तमाम अज्ञान-मोह दूर करके उसे 
अपने समान बना देते हैं । 

१५९७-जो बनानेवाल्ा है, पालक है हम उसे ही क्यों न 
प्रसन करें : ऐसी क्या वस्तु है जो उसकी प्रसन्नतासे नहीं मिल 
सकती : संसारमें हम किस-किसको प्रसन्न करते फिरें 


रा 


५०८ संत-चाणी 


१०९८-अपने साधनमें छगो, दूसरोंकी निन्‍्दामें जरसा 
भी समय व्यर्थ न गैवाओ । समय बड़ा मूल्यवान्‌ है | 

१५९९--भगवान्‌ अपने भक्तको कभी अज्ञानी नहीं रहने देते | 

१६००-जीवन्मुक्त उसे कहते हैं जिसके हृदयमें पूर्ण शान्ति 
आ जाती है, आनन्दका भण्डार खुल जाता है तथा जिसका चित्त 
सदा परमात्माके चरणोंमें ढगा रहता है | 

१६०१-यह जगत्‌ एक रंगशाल्ा है, जेसे रंगशालके 
मझ्पर पात्र अपना वेष बदलकर आते हैं, बेसे ही इस संसार 
भी जीव वेष बदल-बदककर आते हैं | 

१६०२-तुम हृदयको बिल्कुल खाढी कर दो, उसमें कुछ 
भी न रहने दो, तब उसमें भगवान्‌ वास करेंगे और जो वु& 
भी तुम्हारे मुँहसे निकलेगा, वही भगवानूकी ओरसे निकलेगा | 
बाँपुरीकी तरह अपनेको पोछा बना दो, फिर सदा भगवोवके 
अधरोंका -रसपान करोगे और उसीका छुर तुम्हारे भीतरसे बजेगा। 

१६ ०३-भगवान्‌की शरणमें जांनेके लिया हृदयके मैह 
धोनेका कोई साधन है नहीं । 
.._१६०४-जो श्रद्धा और भक्तिसे भगवानूका कहा पड़ता 
है, भगवान्‌ उसका सारा भार अपने कंबेपर उठ हेते हैं और उसे 
तनिक भी कट नहीं होने देते । 

१६०५-जबंतक हदयमें विकार है, विषाद है, भय हैं 
और अक्खास है; तवतक श्रद्धा और भक्ति इढ़ नहीं हो सकती | 

१६०६-हम क्या चाहते हैं ! इख़रका साक्षाक्वार । 


' संत-वाणी २०९ 


क्‍यों ः आक्षिक शान्तिके लिये | आत्रिक शान्ति क्‍यों चाहते 
हैं ? दु:खोसे छूटनेके लिये। 

१६०७-जबतक इच्छा है, तबतक दुःख जरूर है | इच्छा 
गयी तो दुःख भी गया । 

१६०८-गुरुका काम शिष्पको अपने सद्श बना लेना है | 

१६०९-भगव्साक्षात्कार करनेवालेका नाम ही विद्वान है । 

१६१ ०-हम भग्वस्साक्षात्कार भी चाहें और सांसारिक 
चिन्ताओंको भी न छोड़ें-यह कैसे हो सकता है ! 

१६११-शरीरके द्वारा, वाणीके द्वारा; मत तथा इन्द्रियोंके 
द्वारा, बुद्धिति, आत्मासे अथवा खामाबिक ग्रकृतिके वशीभूत होकर 
जो भी कर्म करता हूँ, उन सबको हे नारायण ! तुग्हारे चरणोंमे 
निवेदित कर देता हूँ । ' 

१६१२-यह शरीर सैकड़ों प्रकाके जोड़ ढुगनेके 
कारण बहुत ही कमजोर बना हुआ है। यह एक-न-एक दिन 
अवश्य नष्ट हो जायगा, क्योंकि यह नाशवान्‌ है | अरे ! हतभागी 
नीच ! तू शोक क्‍यों करता है! सब रोगेंको दूर करनेवाले 
कृष्णरसायनका निरन्तर पान क्यों नहीं करता ? उसके पान 
करनेसे सम्पृणे रोग चले जायँगे। 

१६१३-जिनके करकमलोंमें मनोहर मुरल्का विराजमान 
है, जिनके शरीरकी आभा नूतन मेधके समान श्याम है, जो 
पुनीत पीताम्बरकों धारण किये हैं, जिनका मुख शरके पूर्ण 
चन्द्रमाके समान सुन्दर है, नेत्र कमठके समान कमनीय है 
तथा अधर बिम्बाफलके समान छाल हैं, ऐसे श्रीकृष्को छोड़कर 


सं० वबा० १४-- 


१० संत्त-वाणी 


हि 8 । 


में कोई दूसरा परतत्व नहीं जानता। मेरे सर्व तो ये ही 
वृन्दावनविहारी श्रीमुरठीमनोहर हैं.। 

का १६१ ४-यपमुनाजीका सुन्दर पुलिन हो, इन्दावनके छुन्दर 
बनोंमें बंशी बनाते हुए हल्धर और छुदामा आदि प्यारे गेगेंके 
सहित आप बविचरण कर रहे हों ।: हे मेरे प्राणनाथ ! हे मेरे 
मदनमोहन | ओ मेरे चित्तचोर ! मेरे ऐसे. दिन कब्र आवेंगे, जब 
मैं तुम्हारी इस प्रकारकी छब्रिकों हृदयमें : धारण किये पागोंकी 
भाँति कृष्ण-कृष्ण चिल्ठाता हुआ अपने जीवनका सूर्ण समय 
निमिषकी नाई बिता दूँगा । मा 

१६ १७--नाथ ! मुझे रोनेका वरदान दो । रोता रहूँ। पंगलकी 

भाँति: सदा रोऊँ, उठते-बैठते, सोते-जागते सदा इन आँखोग ऑँधू 
ही भरे रहें, रोना ही मेरे जीवनका व्यापार हो, खूब रोड, हर 
समय रोऊँ, हर जगह रोऊँ और जोर-जोरपे रोते-रोते तुम्हें-वेवठ 
तुम्हें .परकारता रहूँ । । 

- १६१६-बवह कुछ परम पावन, है, वह जननी पर्व हे 
और वह वसुन्धरा भाग्यशालिती है; जहॉँपर भगवद्भक्त महाएुर 
उत्पन्न हुआ हो | 

१६१७-श्रीगल्नाजी पापोंको क्षय कर देती हैं। वक्ा 
'तापकों. शमन करनेंगें समर्थ है और कल्पदृक्ष दैन्यकों वश का 
देता है; किन्तु संत' महापुरुष. तो पाप, ताप और दल्य इन 
: समीकों नथ्ट करनेमें समर्थ होते है. । 

१६१८-शांख पढ़नेपर भी यदि उप्तके अनु 
'न करे तो वह मनुष्य मूल ही है । 


सार आचरण 


संत-वाणी २११ 


१६१९-#पाढु संत भोजके वृक्षके समान दूसरोंके हितके 
लिये भारी विपत्ति सहते हैं; किन्तु दुश्लोग सनकी भाँति दूसरोंको 
बाँधने हैं और उन्हें बॉँधनेके लिये अपनी खालतक खिंचवाकर 
विपत्ति सहकर मर जाते हैं | दुष्ट बिना किसी खार्थके भी साँप 
और चूहेके समान अकारण ही दूसरोंका अपकार करते हैं | 

१६२०-मुन्दर; सुललित खरयुक्त धाराग्रवाह वाणी और 
बढ़िया व्याख्यान देनेकी युक्ति ये सब मनुष्यको संसारी भोगोंकी 
ही प्राप्ति करा सकते हैं | इनके द्वारा मुक्ति अर्थात्‌ प्रभु-पाद-पद्मोंकी 
आपि नहीं हो सकती । 

१६२१-धर्मका आचरण करो और विषय-वासनारूपी जो 
सांसारिक व्यवहार हैं उन्हें छोड़ दो । सल्ुरुषोंका निन्‍्तर उड़ 
करो और हृदयसे भोगोंकी इच्छाकों निकालकर बाहर पेंक दो] 
दूसरोंके गरुण-दोषका चिन्तन करना एकदम त्याग दो | श्रीहरिकी 
सेवा-कथारूपी जो रसायन है; उसका निरन्तर पान करते रहो; 
बस, मनुष्यमात्रका इतना ही कतंव्य है | 

१६२२-जो साठ घडके दिन-रातमें दो घड़ी सम्ध्या-पूजनके 
लिये नहीं निकाल सकता वह आगे उन्नति ही क्या कर सकता है ! 

१६२३-जिसके हृदयमें भगवश्नेम उत्पन्न हो गया, उसे फ्सि 
अन्य संसारी बातें मी ही किस प्रकार लग सकती हैं ! जिसकी 
जिह्वाने मिश्रीकी रसाखाद कर हिया है, फिर वह गुड़के मैल्को 
आनन्द और उछासके साथ स्वच्छासे कब पसंद कर सकता हे ! 

१६२४-प्मीकी झ्िति सदा एकरस रहती है, उसे 
प्रतिक्षण अपने प्रियतमसे मिलनेकी छठपटाहट होती रहती 


श्र ... संत-वाणी . 
है | वह स॒दा अतृप्त ही बना रहता है | प्यारेके सिद्र उसका 
दूसरा कोई है ही नहीं | 

१६२०-जिस कर्मके द्वारा भगवान्‌ हरि संतुष्ट हो सके, 
वास्तवमें वही कम कहा जा सकता है और जिससे मुकुन्दचरणोमे 
रति उत्पन्न हो सके, वही सच्ची विधा है | जिस वर्ण, 
जिस कुछमें और जिश् आशममें रहकर श्रीक्षण्णकीतन करनेका 
छुन्दर छुयोग प्राप्त हो सके; वही वर्ण, बुछ, आश्रम शुभ भौर 
परम श्रेष्ठ है. । 

१६२६-अश्रीकृष्णके मनोहर नामोंका ही रूरण करते 
रखना चाहिये । श्रीकृष्ण-कथाओंके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
संतारी बातें न छुननी चाहिये । खाते कृष्ण, पीते कु चलते 
कृष्ण, उठते कृष्ण, बैठते कृष्ण, हँसते कृष्ण, रोते कृण इस 
प्रकार सदा कृण-कृष्ण ही कहते रहना चाहिये | 
१ ६२७-श्रीक्षण्णनामामृतके अतिरिक्त इम्द्रियोंकी कित्ती 
प्रकारके दूसरे आहरकी आवश्यकता ही नहीं है | इसीका पान 
करते-करते वे सदा सुठृप्त बनी रहेंगी । 

१६२८-अग्वान्‌ ऐसे दयाद्ध हैं. कि भफिसे दिये 8 
. एक चुल्छू जल तथा एक तुल्सीएत्रके द्वारा ही अपनी आत्माको 
पक्कोंके लिये दे देते है. । 

१६२९-प्रेम अन्‍्धा 


व्रेमके अतिरिक्त अन्‍य सभी अन 
बाण है. वितका टर्कय कमी व्यय नहीं जाता | 


है--यह कौन कहता हैं ! अप्तरमें 
घे हैं | प्रेम ही एक ऐसा अमोध 
उसका निशान 


खसंत-वाणी श्३ 


सदा ही ठीक छक्ष्यपर बेठता है। “अपना? कहीं भी छिपा 
हो, प्रेम उसे वहींसे खोज निकालेगा ॥ 

१६३ ०-तुम जैसी हाल्तमें हो, जहाँ हो, जैसे हो, मिस 
किसी भी वर्णके हो, जेसी भी थितिमें हो, हर समय और हर 
काले श्रीहरिके सुमधुर नामोंका संकी्तन कर सकते हो | 
नाम-जपसे पापी-से-पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है, 
अल्मन्त नीच-से-नीच भी सर्वपूज्य हो जाता है और बुरे-से-बुरा भी 
महान्‌ मगबद्धक्त बन जाता है । 

१६३१-भगवन्नामके सम्मुख भारी-से-भारी पाप ठहर नहीं 
सकते । भगवन्नाममें परपोंको क्षय करनेकी इतनी भारी शक्ति है 
कि चाहे कोई कितना भी घोर पापी-से-पापी क्यों न हो, उतने पाप वह 
बर ही नहीं सकता जितने पापोंकों मेटनेकी शक्ति हरिनाम्मे है | 

१६३२-भगवान्‌ जिसे कृपा करके अपनी शरणमें लेते हैं, 
सब्रसे पहले, धीरेसे उसका सर्व-'ख अपहरण कर हेते हैं | उसके 
पास 'अपन? कहनेके लिये कुछ भी रहने नहीं देते । 

१६३३-जप-तप, भजन-पूजन तथा लौकिक, पारलौकिक 
सभी ग्रकारके कार्योमे विश्वास ही मुख्य है | विश्वासके सम्मुख 
कोई बात असम्भव नहीं । 

१६३४-पभुके प्यारे भक्त अपनी वाणीसे निरन्तर छुमधुर 
हरिनामका उच्चारण करते रहते हैं, मनसे उस मुरलीमनोहरके सुन्दर 
रूपका चिन्तन करते रहते हैं और शरीरसे सदा ग्रमुके चरणोंमे 
दण्ड-प्रणाम करते रहते हैं | वे सदा विकरल-से, पागल-से, अधीए-से 
तया अतृप्त-से ही बने रहते हैं । उनके नेत्रोंसे सदा जल टपकता 


3 संत-बाणी 


रहता है | इस प्रकार वे अपनी सम्रूर्ण आयुको श्रीहरिके ही 
निमित्त समप॑ण कर देते हैं ।' 

१६३७-प्रेममें उन्मत्त हुआ भक्त कमी तो हँसता है, कभी 
रोता है, कमी गाता है और कभी संसारकी छोक-छाज होड़कर 
दिगम्बखवेषमें ताण्डवदृत्य करने छगता है | उसका चढना विचित्र 
है, वह विलक्षण भावसे हँसता है, उसकी हर चेशमें उन्‍्माद है | 
उसकी भाषा संसारी माषासे भिन्न है | वह संसारके विधि- 
निषेघोंका गुलाम नहीं | 

१६३ ६-कलियुगमें हरिनाम, हाँ केवंठ हरिनाम, एकमात्र 
हरिनाम ही संसार-सागरसे पार होनेका सर्वोत्तम साधन है | इसके 
सिवा इस काढमें दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है।दूसरी कोई 
गति है ही नहीं | 

१ ६३७-जिस क्षण 'िरा हूँ! कहकर भक्त भग्वान्‌की 
पुकारता है, उसी क्षण प्रभु उसे अपना हेते हैं | वे तो भक्तों 
हिये भूखे-ऐे बैंठे रहते हैं, लोगोंके मुखकी ओर ताकते रहते हैं कि 
क्र कोई कहे कि #ं तुम्हारा हैं! । 

१ ६३८-जलको मधनेपर थी भछे ही निकले, बाढको पेरनेपर 
उससे ते भरे ही निकले; परन्तु भगवानके भजनके व्ििना इस 
संसार-छागरको तरवा सर्ववा असम्भव है--यह अकाव्य सिद्धान्त है| 

१६१९-चारों वेद, छह्लों शात्र, अबरहों पुराण पका 
सारा ज्ञान आ्रप्कर और सभी संतोंका सत्संग प्राहकर अन्तम तुम 


आमनामः में ही लैगेगे | फिर अभीसे उम्रीमें क्यों नहीं ठगते 


संत-बाणी २१५ 


१६४ ०-जिसमें ुलेक, पृथ्वी, अन्तरिक्ष और .सप्पूरण 
प्राणोंके सहित मन ओतगप्रोत है, उस एक आत्माको ही जानो, और 
सब बातोंको छोड़ दो; यही अमृतका सेतु है। 


१६४१-प्रकृति और पुरुषका नियन्ता, सकल ग्राणियोंका 
अन्तर्यामी और षड़गुण ऐश्रययुक्त परमात्माके चरणोंको छोड़कर 
अन्यत्र कहीं भी संसारभय दूर नहीं होता । 

१६४२-जिसने इच्छाका त्याग किया, उसको घर छोड़नेकी 
क्या आवश्यकता और जो इच्छाका बँधुआ है,उसको वनमें रहनेसे क्या 
लाभ हो सकता है ? सच्चा ययागी जहाँ रहे, वही वन और वही कन्दरा है। 

१६४३-न जीनेकी इच्छा खखो न मरनेकी, वर हर बातके 
लिये ऐसे तेयार रहो जेसे नौकर मालिकके हुक्‍्मके लिये | 

१६४४-भंगवान्‌ विष्णुका आश्रय ही संसारासक्त मनवाले 
ढोगोंके लिये संसारचक्रका नाश करनेवाला है। इसीको बुद्धिमान्‌ 


लोग ब्रह्मनिवाणसुख कहते हैं, अतएव तुमलोग अपने-अपने हदयमें 
स्थित भगवानका भजन करो | 


१६४५-रागके समान आग नहीं. देषके समान भूत-पिशाच नहीं, 
मोहके समान भयड्डूर जल नही और तृष्णाके समान मीषण नदी नहीं। 

१६४६-कोन तेरी स्री है? कौन तेरा पुत्र है ? यह संसार 
अतीब विचित्र है | तू कौन है ? कहाँसे आया है ? हे माई ! इस 
तत्वपर विचार कर । 


१६४७-आत्मजयसे बढ़कर और कोई विजय नहीं है । वही 
है समस्त शथायी सुख्लोका आधार | 


“२१६ संत-चाणी 


| १६७४ ८--बंदगीजो प्त्मू्ण हरे साथ न हो, निष्फृठ है | 
5० ४९-भचेत आदमीके लिये संसार भोग-विलासका 
है, परन्तु विचाखानूके लिये युद्धक्षेत्र है जहाँ जीवनपर्यन्त मन : 
इन्द्रियोंसे संग्राम करना पड़ता है | 
१६५०-सच्चा खोज करनेवाला वही है जो जबतक 3 
न खो जाय माल्किको खोजता रहे | 
..._ १ ६५१-आवेगमें आकर कोई काम मत करो | जो मु! 
अपने आवेगोंका दास है वह अपनेको संयममें नहीं रख सकता 
उसका जीवन अस्त-व्यस्त रहता है। 
१६०७२-जिसने एक बार श्रीक्ृष्णरूपको देखा उसकी ऑए 
फिर उससे नहीं फिरतों, अधिकाधिक उसी रूपका आलिड्डन कर्रत 
हैं और उसीमें ढीन हो जाती हैं । 
१६५३-जिस ओर हम दौड़े वह सब दिशाएँ तेरी ही 
. देखीं--सब ओर तू ही था । जिस स्थानपर हम पहुँचे वह सब 
तेरी ही गलीका सिरा देखा---सर्वत्र तुझे ही पाया | 
१६५४-अगर गिरे तो अपने कुकमोंकों दोष दो, अगर 
ऊँचे चढ़ो तो मालिकका गुण गाओ | 
१ ६००५-मतुष्यका खड़ा रहना, चलना, दूसरोंकों ठगना, 
छिपकर कार्य करना, दो आर्दमियोंका गुप्त बातचीत कजा--संब 
कुछ परमेश्वर जानता है | 
! ६७६-सर्वव्यापी अहमें ही सुख है, अल्प परिच्छिलमें सुख नह 
है। ब्रह्म सुखरूप ही है, अतश्व उसीकी जिज्ञात्ता करनी चाहिये | 


संत-वाणी २११७ 


१६०७-जों भग्वानके नामोंका सद्भीतंन करता है, जो 
हरिभिक्तोंको प्रिय है, जो महान्‌ पुरुषोंकी सेवा करता है ऐसा भक्त 
वन्दनीय है । 

१ ६०८-जो मनुष्य सुनकर, स्पर्शकर, देखकर, खाकर और 
सूँघकर न तो प्रसन्न होता है और न उदास होता है उसे 
जितेन्द्रिय जानना चाहिये | 

१६०९-सत्य बातका विश्वास करो और पापोंका तिस्कार 
करो; जो शब्द सच्चे हृदयसे नहीं निकछते हैं उनका न निकलना 
ही अच्छा है। 

१६६ ०-जिसका मन ईश्वरपरायण है वहीं सप्पुरुष है 
जिसने कामिनी-काश्चनका त्याग कर दिया है वही सत्पुरुष है | 


९ दि ६ १ -ओ मेरे सिर जनहार ॥ तुम्हींमें अनुरक्त ् और 


ए 
उम्तत्त हूँ ।रंग भी तुम्हारा ही लगा हुआ है | ठुग्झरे ही : 
खेलता हूँ, तुम्हींसे मिल्ता हूँ । मेरे मालिक ! मैं ठे एक टुन 
आशिक हूँ, इश्क लगाने और कहाँ जाएँ ! 

१६६२-जो वस्तु तुम्हारे मनको अच्छा छपी 
छोड़ दो और जो चीज अच्छी नहीं छाती, उसपर प्रेम 
तप हमेशा चाह रक्खो | 

१६६३-जो त्रिलेकीके सम्पूर्ण वैभवक्ने ढिये भी आधे क्षणके 
कप ( न ० 
लिये देवदुडभ भगवानके चरणकमलोंके ध्यानको नहीं छोड़ता, 
वही सच्चा भक्त है। 


१६५४-जो सब भूतग्राणियोर्मे परमाम्माको और परमात्मा 


द्र्च+ 
९ 
ध्ड 


ड़ 


| 


हि (0) ॥ श 


> 


२१८ संत-चाणी 


सब ग्राणियोंकों देखता है वह समदर्शी और आतम्यज्ञ करने 
पुरुष खाराज्य ( मोक्ष ) को ग्राप्त होता है | 

१६६७-जो सर्वग्राणियोंके हितकारी हैं, किसीमें दोषा' 
नहीं करते, किसीसे डाह नहीं करते, इन्द्रियों और मनको ६ 
रखते हैं; निःस्पृह हैं और शान्त हैं वे ही उत्तम भक्त हैं। 

१६६६-जिसको भगवानकी याद आते ही रोमाश्व हो 5 
आनन्दके आँसू बहने लगें, शरीरका रंग बंद जाय 
है श्रीक्ष्ण ! है गोविन्द |! हे हरे !!! मधुर खरसे इस प्र 
नाम-गान करता जो रात-दिव भगवानूमें चित्त लगाये ख़े, । 
श्रेष्ठ भक्त है | 

१६६७-वास्तवमें यह सब तमाशा ख्तके सहश है, 
कुछ भी सार नहीं है | तुम इस बातको बिना किसी संकोच 
ग्रहण कर छो कि संसारकी स्थिति निर्तर पश्िर्तनशीढ 
रहती है | 

१६६८-/मैं' की भाषा ही भक्त नहीं जानता, "मेरा? कुछ: 
नहीं कहता और सुख-दु।ख क्या होता है, यह भी वह नहीं जानता 

१६६०-उसे कौई राम कहे या रहमान कहे, कृष्ण कहे : 
महादेव कहे--हैं ये सब एक अल्हीके नाम । 

१ ६७०-मैरा राम: मेरे रोमनोममें रस रहा है | मत सम 
कि मेरा खामी मुझसे दूर है । 

१६७१-बहरी मददपर कमी मशोप्ता मत कहां | कीट 
अपनेपर, अपने अन्तरात्मापर, प्रभुपर भरोता को, इतीए 


व्यकता है | 


] 


संत-वाणी २१९, 


१६७२-जो सब भूतोंमें आत्माको देखता है और आत्मामें 
सब भूतोंको, वह किसीसे घृणा नहीं करता | जब मनुष्य यह 
जानता है कि समस्त भूत आत्मा ही हैं और सबमें एकत्व देखता 
है फिर मोह और शोक कहाँ है ! 

१६७३-बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि विषय-कामनामें 
फँसा हुआ मन जब-जब परमात्माकों छोड़कर अन्यत्र जाय तब- 
तब वहाँसे लोटाकर उसे हृदयस्थित भगवानमें छगावे | इस प्रकार 
निरन्तर अभ्यास करनेसे साधकका चित्त थोड़े ही कालमें इंधन- 
रहित भग्निकी भाँति शानन्‍्त हो जाता है। 


१६७४-कामना भोगसे कमी शान्त नहीं होती, घी डालनेपर 
अग्निके समान वह अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है | 


१६७५-संसारमें न तो कोई किसीका मित्र है, न शत्रु है। 
जो मनुष्य किसीको अपना शत्रु मानकर उसपर क्रोध करते हैं 
वे वास्तवमें अपनी ही हानि करते हैं । संसार विष्णुमय है। 
शरीरका एक अड्डढ दूसरे अज्गका शत्रु केसे हो सकता है ! 

१६७६-मगवान्‌की कथामें श्रद्धा करे, भगवानूकी ग्रतिमाकी 
पूजा करे, भगवान्‌का स्मरण करे; भगवानके ही चरणकमलोंमें सिर 
झुकावे, भगवानको ही संसारमें सबसे बड़ा साथी माने, भगवानका 
है| सेवक बने और भगवान्‌के ही चरणकमलेमें सम्पूर्णरूपसे आत्म- 
समर्पण कर दे | जो पुरुष इस प्रकार भगवान्‌की भक्ति करते हैं वे 
इस असार संप्तारके बन्धनसे मुक्त होकर परमपद पाते हैं । 


१६७७-तुम परमेश्वर और भोग दोनोंकी सेवा नहीं कर 


पट संद-वाणी 


सकते | विषय न बेरों | कहके लिये चिन्ता न करो | कल अफर 
चिन्ता आप करेगा। 

१६७८-सदा स्मरण करनेयोग्य तो एक ही वस्तु है | सद 
सर्वदा सत्र श्रीकृष्णके छुन्दर नामके स्मरणमात्रसे ही प्राणिमात्रव 
कल्याण हो सकता है | 

१६७९-रे मनुष्य ! तू दीन होकर घर-घर क्यों भकत 
है | तेरा पेट तो सेरभर आठेसे ही भर जाता है। भगवान्‌ ते 
उस समुद्रको भी भोजन पहुँचाते हैं जिसका शरीर चार सौ कोर 
लंबा-चौड़ा है । संसारमें कोई भूखा नहीं रहता | चींटी और हार 
* सभीका पेट भगवान्‌ भरते हैं | भरे मूर्ख ! तू विश्वास क्यों नहीं 
करता ! 

१६८०-शोक, मोह, दुःख, सुख और देहकी उत्पत्ति तब 
मायाके ही कार्य हैं और यह संसार भी खप्तके समान बुद्विका ही 
विकार है। इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है | एक भगवाव्‌ ही 


सत्य हैं| 
१६८१-शरीर और मन बुद्धिको जीताहइआ अपरिही, 
निराशी मनुष्य शरीरसम्बन्धी कर्म करता हुआ भी पापको प्रात 
नहीं होता । | 
१६८२-झुख-दुःख, हानि-छाभ थादि हन्द्दोंमे पैसे हुए 
जीबोमे जो मलुष्य हर्ष-शोकरहित होकर विचरण करता है वही दृप्त है 
१६८३-मैं न राज्य चाहता हूँ, न खर्ग चाहता हूँ और न 
मोक्ष ही चाहता हूँ। में दुःखपीड़ित प्राणियोंके दुःखका नाश 


चाहता हू । 


संद-वाणी २४१ 


१६८४-मैं परमेख्वरसे आठ सिद्धियोंबाढी उत्तम गति या मुक्ति 
नहीं चाहता, में केवल यही चाहता हूँ कि समस्त देहधारियोंके 
अन्तःकरणमें स्थित होकर उनके कश्शेको भोगूँ, जिससे उन्हें कट 
नहों। 


१६८८७-लोभ, दीनता, भय और धन आदि किसी भी 
कारणसे में अपना धर्म नहीं छोड़ सकता-यह मेरा दृढ़ निश्चय है। 


१६८६-धर्मपाठनमें बहानेबाजी कभी नहीं करनी चाहिये, 
मैंने सत्यहीसे सब श्र ग्राप्त किये हैं। में सत्यसे कभी नहीं 
डिग सकता । 


१६८७-श्रीहरिके चरणोंकी सेवा मनुष्योंको खगे, मोक्ष, 
इस छोककी महान्‌ सम्पत्ति और सब ग्रकारकी पिद्धियोंको 
देनेबाली है । 


१६८८-भगवान्‌की पूजा छोड़कर जो छोग दूसरेकी पूजा 
करते हैं, वे भहामूख हैं | 

१६८९-ैं' और "मेरा! इन दो इब्दोंमें ही सारे जगतके 
दुःख भरे हैं। जहाँ भें! 'मेरा! नहीं है वहाँ दु:खोंका अत्यन्त 
अमाव है | 

१६९०-जिस वस्तुके नाशसे बड़ा दु/ख होता है उसके 
प्राप्त होनेसे पूर्व सुख या दुःख कुछ भी नहीं होता | अतए्व उसकी 


प्राप्तिके पूर्वकी अवस्थाकों ध्यानमें रखकर मनको ढुखी नहीं करना 
चाहिये | 


श्र संत-वाणी 


१६९१-मिंशी कुहारसे कहने छगी कि तू मुझे क्यों रद 
है, एक दिन ऐसा होगा जब मैं तुझे रीढूँगी यानी मरनेपर शा 
मिट्टीमें मिला दूँगी | ; 

१६९२-पिलम्ब न करो, श्रीरामको तुरंत मज लो, तनर 
तरकससे श्वासरूपी तीर निकला जा रहा है | फिर पछताना पड़ेगा 

१६९३-कार्यके सब सांसारिक सम्बन्धोंको हटा दो । इच्छा 
रूपी प्रेतोंकी उतार दो | अपने सब कामोंकों पवित्र बना दो 
आसक्तिक्रे रोगसे अपनेको छुड़ा लो ! 

१६९४-नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान 
तथा और भी करोड़ों ओपधियाँ हैं; किन्तु बिना रामकृपाके भवरेग 
नष्ट नहीं होता । ः 

१ ६९७०-एक ही सौन्दर्यराशि जो प्रत्येक रूपमें भासमान 
है, उसीमें अन्तरके सम्पूर्ण अनुरागको एकत्र करके विललके 
समूर्ण मोहसे परिन्राण प्राप्त कर लेना ही संन्यासका उद्देश्य है | 
विधि एवं निषेधसे परे 'अहं?” ध्वं! की सीमाकों समाप्त कर जो 
आनन्दघन विराजित है उसीमें चित्तको व्यवस्थित कीजिये | 

१६९ ६-थोर संसारमें पड़े हुए जीवोंके लिये भगवान वासुदेव- 
की भक्तिको छोड़कर मुक्ति पानेका और कोई भी मार्ग नहीं है । 

१६९७-भगवान्‌ गोविन्दके नामकीर्तनरूप अप्िसे तीों 
जन्मीके पाप जछ जाते हैं | 

१६९८-जो आनन्द सन्तोषी, निरीह् और आराम 
पुरुषकों प्राप्त होता है वह उन लोगोंको कमी गहीं बिल मां 


संत-वाणी २२३ 


हि 


कामनाओंके वशमे होकर इधर-उधर भठ्का करते हैं | सन्तोषी 
मनुष्यके लिये संसतारमें सत्र सुख-ही-सुख है। 


१६९९-जो वस्तु अतिथिको न खिलावे उसे आप भी न 
खाय | अतिथिकी सेवा करनेसे धन, यश, आयु और खगकी 
प्राप्ति होती है | मोजनके समय आये हुए अमभ्यागतकी जाति न 
पूछे | उसे भोजन करावे | 


१७००-जैसे ठोस पहाड़ वायुसे बिचलित नहीं होता, वेसे 
ही विद्वान निन्‍दा या स्तुतिसे विचलित नहीं होते । 


१७०१-मोग्य वस्तुओमं बासनाका उदय न होना ही 
वेराग्यकी अवधि है, चित्तमें अहड्जलारका सर्वथा उदय न होना ही 
बोधकी अवधि है और डीन हुई बृत्तियोंका पुनः उत्पन्न न होना 
ही उपरामताकी अवधि है । 

१७०२-भगवान्‌का नाम ही दर्पहारी है, वे अभिमानका हौ 
आहार करते हैं | अभिमान करनेसे बड़े-बड़े लोग पतित हो जाते हैं | 

१७०३-जो कर्म निष्काम होकर यज्ञभावनासे किया जाय, 
जिस कर्मसे जीव-जीवमें अभेदकी वृद्धि हो, वही धर्म है | 

१७०४-लोटेमें नीचे छेर होनेसे सभी जल गिर पड़ता है, इसी 
प्रकार साधकके मनमें कामना होनेपर साधनका फल चला जाता है। 

१७०५-सत्यता, सदृवचन, सत्कर्म, उदारता, क्षमा आदि' 
लेकहितके कोई-न-कोई कार्य करते रहना चाहिये । ये सब 
बहुत बड़े सहायक हैं । 


रर४ संत-बाणी 


१७०६-जिन भगवात्‌ विष्णुके मरणसे ही संतारके जन्म- 
जरा आदिसे उत्पन्न हुए भय भाग जाते हैं, उन मयहारी भगवानके 
मेरे मनमें रहते मेरे लिये भय कहाँ है 
१७०७-उपशान्त और यथार्थ ज्ञानद्वात मुक्त हुए पृरपोका 
मन शान्त होता है | उनकी वाणी और कर्म शान्त होते है। 
१७०८-यह शरीर रहे या जाय, जिसकी दृत्ति आनन्दखरप 
ब्रह्म छीन हो गधी है वह तत्ववेता पुरुष फिर इसवी और ध्यान 
नहीं देता | 
१७०९--मेरे खामी ! जगतके बड़े-बड़े यज्ञ उृष्िके प्रारभभप्े 
छेकर अबतक आपको पूर्णतः तृप्त नहीं कर सके | पर आपने 
ब्रजकी गायों और शाढिनोंके बछड़े एवं बालक बनकर उनके खनोंका 
अम्ृत-सा दूध बढ़े उमंगसे पिया है | कितनी बड़भागिनी हैं पे ! 
..._ १७१ ०-जिसमें सहनशीलता नहीं बह चाहे कितना भी 
बड़ा विद्वान; तपल्ली और पण्डित क्यों न हो, कमी भी भंगवत- 
कृपाका अधिकारी नहीं बन सकता | 
१७१ १-भगवन्ाममहिणाको अर्थवाद माननेवालेकों तो पा 
छाता ही है, छुननेवालेको भी पाप होता है | 
१७१२-मक्तिते ढीन होकर जप! ता पूजा, पाठ, यह, दल, 
अनुशन आदि कैसे भी सत्कर्म क्यों न किये जायें, सभी व्यय हैं | 
१७१३-सत्रके आगेवीछे वे ही श्रीहरि हैं । उनके सि 
प्राणियोंका दूसरा आश्रय हो ही नहीं सकता | ग्राणिमात्रके आन 
वे हो हैं | उनके छरणसे, सबका कल्याण होगा | 


संत-बाणी श्श्५ 


१७१४-करणामय श्रीहरि सबका भरा करते हैं। जो 
उनको शर्म पहुँच जाता है, उसके पाप रहते ही नहीं | रुईके 
देखें जेसे अग्नि पड़नेसे भस्म हो जाती है, उठी प्रकार सारे पाप 
भप्त हो जाते हैं । 

(९७१०-बहुत प्रन्थोके मायाजाठमें मत पड़ना | भगवान्‌ 
केवल विश्वाससे ही ग्राप्त हो सकते हैं । सम्पूर्ण जगतके वैभवको 
तृण-समान समझना और निरन्तर भगवन्नाम-सड्डीतनमें लगे रहना | 
यही वेद-शाब्रोंका सार है | 

१७१ ६-मश्रीकृषय दयामय हैं | वे दीनोंपर अत्यन्त ही शीघ्र 
कृपा करते हैं | तुम उनका ही भजन करो, उन्हींकी शरणमें जाओ, 
तुम्हारा कल्याण होगा । 


१७१७-प्रेम छिपानेसे नहीं छिपता | प्रेमको विज्ञपनकी 
आवश्यकता नहीं | 

१७१ ८-जिसके मुखसे एक बार मी श्रीकृष्णका नाम निकूछ 
जाय, वही वैष्णव है । वैधवकी यह एक मोदी पहचान है | 

१७१९-गृहस्थीके लिये तीन ही बातें मुख्य हैं--.-्द्धापूवक 
भगवानकी सेवा-पूजा करता रहे, मुखसे सदा श्रीहरिके मधुर नामों: 
का सद्झीतन करता रहे और अपने द्वारपर जो आ जाय, उसकी 
यथाशक्ति सेवा करे तथा साधु-महात्माओंके चरणोमे श्रद्धा खल्ले 

१७२ ०-संब्यसे बढ़कर संघ्तारमें कोई अन्य धर्म नहीं है 
और मिथ्याभाषणसे बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है, अतः ऐसी 
दर्शमें सत्यकी सदा अचना करो; उसे कभी मत छोड़ो | 


« सं वा० १५-- 


१७२१-सत्यवादी मनुष्य यद्यपि भार्थिक दृश्सि दि है 
किन्तु वह मलुष्योंका वास्तविक राजा है | 

१७२२-प्रत्येक महृष्यक्ो चाहिये कि वह जैसा दूसरेके 
उपदेश करता है, वेसा पहले अपनेको बना छे | जिपतने अपने मन। 
इन्द्रियोंकी वशमें किया, वह दूसरोंकों भी वशमें कर सकता है | 

१७२३-कर्म-पथमें प्रभुपर विश्वास कर बढ़ते जाओ | सर्वद 
अपनी दृष्टिको उप्तके शब्दोंपर बद्ध रक्खो, तब तुम्हें आशातीत 
सफलता प्राप्त होगी | 

१७२४-अपने शत्रुकों प्यार करो | जो तुम्हें शाप दें उन्हें 
आशीर्वाद दो | जो तुमसे ध्रृणा करें, उनके प्रति मलाई करो भौर 
उनके लिये भी ग्रञुसे शुभ ग्रार्थना करो, जो तुम्हारे साथ तिर्काए- 
पूर्ण व्यवहार करते हों । । 

१७२५-अच्छे कर्मोका सम्पादन करो | खष्नमय वातावरण 
लीन मत रहो | इस प्रकार करनेसे तुम जीवन, मरंण एवं अनन्त 
विस्तृत कालको एक महान्‌ मधुर सद्गीतके रूपमें परिवर्तित कर दोगे | 

१७२६-शिक्षा प्राप्त करते समय ऐसा ध्यान रखो कि 
मानो तुम्हें सर्वदाके लिये संसारमें जीवित रहना है, किन्तु संसाएँ 
अपनी आयुका ध्यान करते हुए यह सोचो कि मानो तुम्हें कह ही 
मृद्युका ग्रास बनना है | 

१७२७-यह कभी मत सोचो कि परमात्मासे रहित तुमे 
केवल अकेले हो | वह तुम्हारे साथ सर्वदा विचरण करता € तय 
जरमरी भक्नी-बरी सभी क्रियाओंका द्रश् है । 


री 
रा 
॥' 


: संत-बाणी २२७ 

१७२८-जो मनुष्य विपत्तिमें भी ईश्वर-क्ृपाका अनुभव करता 
है वह कभी गृत्युके अधीन नहीं होता | 

१७२९-सजनोंको दूसरोंके दोषेंके भीतर भी धर्मका आभास 
इश्गिचर होता है । 

१७३ ०-जो मनुष्य सजनताके व्यवहारमें कुशछू है, उसके 
लिये कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं है | 

१७३१-प्रिय क्या है! करना और न कहना । भ्रिय 
क्या है? कहना और न करना। 

१७३२-पूर्ण महात्मा और सजनेंके सबका नाम ही सत्सड़ 
है, इसे आदमी निछ्ठाके साथ करे तो वह. लोहेसे सोना बन जाय | 

१७३३-जो प्रज्वलित क्रोपरूपी मार्गध्युत रथकों रोक सकता 
है, वही कुदछ सारथी है । केवछ हाथसे लगाम पकड़े रहनेमें कोई 
चतुराई नहीं । न्‍ 

१७३४-जो तपख्ी है, त्यागी है, भक्त है, जिसने आह्म- 
पाजत्कार आप्त किया है, वही धर्मका सच्चा प्रवक्ता हो सकता है । 

१७३५-मनकी तर्जोंको रोकनेमे बड़ा सुख है, इनके बिना रोके 
मनुष्य ऐसे बह जाता है, जैसे हवाके क्षेकेमें बिना पतवारकी नाव | 

१७३६-संसारके सुख क्षणमहुर हैं, किसी भी ऐसे सुखीका 
उदाहरण नहीं मिल सकता जो मृल्युको न प्राप्त हुआ हो। 


(७३७-मजुध्य-शरीरकी शोभा विषयभोग नहीं है, यह सम्पदा 
तंप, ज्ञान, भक्ति और धर्मके लिये मिली है। 


रे संत-वाणी * 


१७३८-बालकको जैसे रमणहुख नहीं समझाया जा सकता, 
वैसे ही मायापु्य, विषयासक्त, संस्ारी जीवको अह्यानन्द नह 
समझाया जा सकता | 
१७३९--जिस हृदयमें प्रभुप्रेमको स्थान नहीं, वह मसानके तुल्य 
है, अथवा श्रास लेनेवाढी लोहारकी प्राणरहित धौंकनीके समान है | 
१७४ ०-हर्षके साथ शोक और भय इस प्रकार ढगे हैं. जि 
प्रकार प्रकाशके सड् छाया | सच्चा सुखी वही है, जिसकी दक्ष 
हर्ष-शोक दोनों समान हैं। 
१७४ १-जो समय भगवानके स्मरण-चिन्तनमें लगता है, वही 
सार्थक है । 
१७४ १-किवयोंमे काकविष्ठाके सहश असद्य बुद्धि होनी 
चाहिये | 
१७४३-दूसरोंके परमाणुके समान गुणकों पर्वतके समान 
बढ़ाकर हृदयमें रखनेवाले संत इस दुनियामें कितने हैं 
१७४४-शत्रुसे भी प्रेम खखो | दान अथवा शुभ कमी 
फुलकी कामना न करो, तभी प्रभु प्रसन्न होंगे | 
१७४५-मेरे माथेपर पैर रखकर आओ न मेरे प्राणेशवर मरे 
हृदयमंदिरमें | आओ, तुम मेरी अन्तरकी सेजपर पौढ़ो और मे 
तुग्हारे प्यारेग्यारे चरण चूम । 
' १७४६-हठका सामना हित 
होगी | तल्वारकी तीश्ण धार मुलायम रेशम 
१७४७-सांसारिक क्रियाओका सम्पा 
बरतें सदा सरण खखो; प्रथम ईश्वर और द्वितीप गृलु : 


पे करो तो सफलता भरत 
को नहीं काद सकती | 
दन करते समय दा 


खंत-वाणी "२२५९, 


१७४८-जीवनमें निम्नलिखित तीन बातोंका सदा स्मरण 
खखो--( १ ) क्रोधमें, क्षमा, ( २) अभावमें उद्रता तथा (३) 
अधिकारमें सहिष्णुता । 

१७४९-जो काम, मद और क रोपसे छूटकर ईश्वरके चरणों- 
में छो हुए हैं, वे सारे संसारकों ईश्वरमय देखते हैं, इसलिये वे 
किससे क्रोध करें ! 

१७७५०-जिसने मनरूपी मतवाले हाथीको वशमें कर दिया, 
वही सर्वश्रेष्ठ पुरुष है | 

१७०१-जेसे अग्नि जाने या बिना जाने लकड़ीको जल देती 
है, बेसे ही जाने या बिना जाने किया हुआ भगवान्‌ हरिका नाम 
मनुष्यके पापको भस्म कर देता है। 

१७०२-जो पहलेके पापोंका बिचार न करके बराबर पाप ही 
करता रहता है, वह खोटी बुद्धिवाल्ा मनुष्य यमदूतोंद्वारा नरक 
घसीय जाता है। 

१७५३-उस देवताका मन्दिर तेरे दिलके अंदर ही है। 
उसीकी तू सेवा कर, उसीकी पूजा कर | क्या तेरा हरेक आस 
इसका साक्षी नहीं है ! 

१७५४-जिनका जीवन-आधार ईश्वर नहीं वे मर हैं और 
जिनका जीवनाधारः ईश्वर है, वे अमर हैं । 

१७००-उस दुष्ट और नीचके साथ भी, जो तुम्हें दुःख देता 
है, तुम भलाई करो; क्योंकि सच्चा आनन्द दूसरोंको सुख देनेमें ही है । 


१७०६-जिसने अहंकार, क्रोध, कपट और लाल्‍चको जीत 
लिया, वहीं सच्चा शूखीर है | 


२३० संत-वाणी 


१७५७-सच्चे धर्मात्माकी बोली धीमी होती है; क्योंकि अच्छा 
पुरुष कठिनताकों जानता है वह अवश्य ही सम्हहकर बोंकेगा। 

(७५८-संसार क्षणभहुर है, एक पलका भी भरोसा नह 
इसलिये जो भलाई करनी हो, तुरंत कर डाले | 

९७५९-मायामरीचिकाके समान भासनेवाले इस जगतों 
केवल भगवान्‌का भजन ही सार है। 

१७६०-घम्ण्ड या अहंकार मृख॑ताकी निशानी है। जिप् 
जगह शरीरमें खूनकी कमी होती है वहाँ वायु भर जानेसे शरीर हू 
जाता है, ऐसे ही जहाँ बुद्धिका घाटा है, वहाँ अहंकार मर जानेसे गन 
फूल उठता है | 

१७६१-मर्यादासे चछो | कभी सीमाके बाहर मत जाभो | 
अपनी हानि. करनेवालेको जहाँतक बन पड़े, क्षमा करो | 

१७६२-चार ग्रकारके मनुष्य मालिकको विशेष प्रिय हैं-- 
( १ ) आमक्तिरहित विद्वान, ( २ ) तचज्ञानी महात्मा, (३) 
नम्र धनी और ( 9 ) मालिकिकी महिमा जाननेवाला ध्यागी. | 

१७६ ३-मन पाँच ग्रकारके होते हैं--( १ ) मुर्दा मन गैस 
नास्तिकोंका, ( २ ) रोगी मन जैसे पापियोंका, ( ३ ) अचेत गन 
जैसे पेटभरोंका, ( 9 ) उल्ठा मन जैसे व्याजकी कमाई खानेवालों- 
का और ( ५ ) खख् मन जेसे संतोंका | 

१७६४-शुम कर्म करनेका स्वभाव ऐसा घन है जिसे न 
ग़त्र छीन सकता है और न चोर चुरा सकता है । 

१७६५-करप, दुप्कम, कृपणता तथा असत्यका। जतिवक 
श्र क्रमसे क्षमा, सुकर्म, उदारता और सल हैं | 


संत-वाणी २२१ 


१७६६-जो ज्ञानकी बड़ी-बड़ी बातें बघारते हैं, पर जिनके 
हृदयमें दया नहीं है, वे जरूर नरकमें जायँगे। 

१७६७-वे मनुष्य धन्य हैं, जो दयाशील हैं; क्योंकि 
परमपिताकी दयाके वे ही भागी हैं । 

१७६८-श्रवीर वही है जिसका हृदय हरिसे भरपूर है । 

१७६९-जो दूसरेके अवगुणकी चर्चा करता है वह अपना 
अवगुण प्रकट करता है । 

१७७ ०-मनुष्यको चाहिये कि अपना मित्र आप ही बने, 
बाहरी मित्रकी खोजमें न भठके । 

१७७१-जो सच्चे हृदयके साधु होते हैं वे मनको पीसकर 
चाले हुए मेंदेकी भाँति कर देते हैं, जिसमें मान या गबंकी किर- 
किरी नहीं रह जाती |... 

१७७२-विद्ा व्यर्थ गयी, व्रत बुरे सिद्ध हुए और. बहुज्ञता 
घातक हुईं यदि भगवान्‌ श्रीकृष्णके सुभग-शीतल त्रिविध ज्वालाहरण 
चरणोमें प्रीति न हुई । 

१७७३-जिस बातसे समाजकों सुख पहुँचे, उससे यदि 
तुम्हें कुछ दुःख भी पहुँचे तो नाराज मत हो । 

१७७४-जो मूर्ख अपनी मूर्खताको जानता है. वह धीरे-धीरे 
सीख सकता है; परन्तु जो मूर्ख अपनेको बुद्धिमान समझता है उसका . 
रोग अषसाध्य है | 

१७७५-जो बाहरसे बहुत सुन्दर है पर जिसका मन मैला 
है उससे तो कौआ अच्छा है जो वाहर-भीतर एक रंग है | 


२३२ संत-बाणी 


१७७६-संसारमे तीन बातें बढ़ी उपकार करनेवाली हैं; परनु 
धारण करनेमें कठिन हैं---( १ ) निर्धनतामें उदारता, (२) 
एकान्तमें इन्द्रियनिग्रह और ( ३ ) मयमें सत्य | 

१७७७-भच्छे गुणोंकीं सीखनेमें तुम्हारी यह धारणा होभी 
चाहिये कि तुम्हारा अमिग्राय- अपने सुधारका है न कि झोकों 
बढ़ाई पानेका | 

१७७८-जिसने इन्द्रियोंके वशमें. रहकर केवक कुटुसे 
भरण-पोषणमें ही अपना जीवन बिता दिया है, वह अन्त आप 
होनेवाली महान्‌ पीड़ासे नश्बुद्धि होकर मृत्युको प्राप्त होता है । 

१७७९-्रमु-विरहकी भग्निमें जलनेवालेके आँसू इस प्रकार 
निकलते हैं, जैसे जलती हुई गीछी छकड़ीके दूसरी ओर फेत 
निकव्ता है । ' 

१७८०-इस तनके 'अंदर ही तो वह सिंहासन है जिसपर 
हमारा साह्ोंका साह आासीन है । जहानमें जितने भी जीव हैं कहीं- 
से वह सबका मुजरा लिया करता है । 

१७८१-जों पासमें धन रहनेपर भी अपने भाइयोंकी दीन 
अवस्थापर तरस नहीं खाता और सहायता नहीं करता, उसके हृदय 
प्रभुका प्रेम कैसे हो सकता है 

. १७८२-जिसकी हार हुई है वह सदा असंदुष्ट रहता है 

तुखी वही है जो द्वार-जीतकी परवा नहीं करता | | 

१७८३-साधक यदि ईश्वसमें ही शान्ति ग्रा्त न कर सका वो 
समझना चाहिये कि उसमें सच्चा वैराग्य नहीं हैं | 


संत-वाणी २३३ 


१७८४-मनुष्पोंसे मैत्री और पशुओंके प्रति दया खखो, यदि 
उनमें विष भी हो तो भी उनकी उत्पत्ति तो एक ही दयादुताके 
अमृतभण्डारसे किसी प्रयोजनको लेकर ही हुई है | अतएव उन्हें 
सुख पहुँचानेका यत्त करो | 
१७८५-प्रत्येक मनुष्य अपने मतको सच्चा और अपने बच्चेको 
सुन्दर समझता है, इससे सिद्ध है कि सबके मतों और सबके बच्चोंका 
समान आदर करना और समान प्रेम रखना अपना कर्तव्य है | 
१७८६-जो कोई तुम्हें कोसे, तुम उसे कभी मत कोसो | 
स्मरण रक्‍्खो कि क्रोधीके शापसे आाशिषका फल मिलता है | 
१७८७-जिसने कमी दुःख नहीं उठाया, वह सबसे बड़ा - 
दुलिया है और जिसने कभी पीर नहीं सही, उसपर देव बेपीर ही है | 
१७८८-संन्यासीको सदा ज्ञाननिष्ठ रहकर आत्माके बन्धन 
और मोक्षका विचार करना चाहिये | इन्द्रियोंके चब्नल होनेमें ही 
आत्माका बन्धन है और इन्द्रियोंके वशमें होनेसे आत्माका भोक्ष है । 
१७८९-उमड़ती हुई जबानीमें प्रमोद करते हुए जवानको, 
खेलते हुए बालकको, रोग-शोकसे पीड़ित बृद्धको और माताके उदरमें 
रहनेवाले गर्भको काल एक-सा ही ग्रत लेता है, यह जगत ऐसा ही है | 
१७९०-प्रेमकी एक ही चिनगारी हृदयमें पड़ जाय तो जीव 
निहाल हो जाय । घन्य है वह हृदय जहाँ ऐसी आग छगी हुई है। 
१७९१-हमारा हरि तो केवछ मावका भूखा है; न उसका 
शगसे मतलब, न कलाते | 


१७९ २-पानी ऊपर नहीं ठहरता, वह नीचे ही रह 
जो नीचा ( नम्र ) होता है वही मर्पेट पानी पी सकता है, ऊँ “ 
प्यासा ही मरता है । ४ 

१७९ ३-दूसरोंका मछा करनेवाल ही मल होता है | 

१७९४-प्रीतिकी छता तो अकेडे ही चढ़ती है। किए 
दूसरी बेलिको अपने पास फैलने नहीं देती। 

१७९०-बदछा लेनेका ख्याल छोड़कर क्षमा का 
अन्धकारसे प्रकाशमें आना और नरककी जगह सदेह ही खगका 
सुख भोगना है | 

१७९६-अपने तो हारना भा है, जगत॒को जीतने दे | 
जो हारता है वह हरिसे मिछता है और जो जीतता है वह यमके 
द्वारपर जाता है | 

१७९७-गाँठमें जो द्रव्य नहीं बाँवता, कामवासनामें जिसका 
प्रेम नहीं, जिसके हृदयमें केवल हरिका ही वास है वही साधु है। 
वही सिद्ध है, वही सबमें सिरमीर है । 

१७९ ८-रामकी शरण हो जाओ, यही भवसागरसे पार 
उतरेके लिये जहाज है, इसको छोड़कर संसारसे उद्धार पानेका 


और कोई उपाय नहीं है । 
१७९९-जो ईशवरके रंगमें रैगा हुआ है वही चतुर है और 
बही जगतूमें सब्र तरहसे भला है । 
१८००-किंसीको दुःख न देना तथा कोई तुम्हारे विद 
बर्ताव करे, तन भी उसका बदला हेनेकी इच्छा न करके उस 
बातकों गुप्त रखना, यही सहनशीढता है । ह 


संत-वाणी र३े५ 


! ८०१-जो बन्धनमें हेतु नहीं होता वही कर्म है और जो 
मुक्तिमे हेतु है वही विद्या है | इसके सिवा दूसरे कर्म परिश्रममात्र 
तथा दूसरी विदयाएँ शिल्पनिपुणतामात्र हैं । 

१८०२-समुझे अब यह नेहरका रहना अच्छा नहीं छगता। 
मेरे साइकी नगरी कितनी सुन्दर है ! जहाँ जाकर कोई लोटता नहीं। 

! ८०३-जगतमें जितने प्रकारके माव या धारणाएँ हैं, उन 
सबका जो सूक्ष्म सार निष्कर्ष है, उसीका नाम ईश्वर है | 

१८०४-जो निराधार और नीच-से-नीच मनुष्यकी सेवा 
करता है बह प्रमुकी सेवा करता है | 

१८०८-बुद्धिमान्‌ मनुष्य और किसी बातमें जल्दी नहीं 
करता, वर कभी-कभी चुप रह जाता है, परंतु जब घर्मका 
काम आ पड़ता है, तब वह उसे तुरंत कर डाल्ता है | 

१८०६-बुद्धिमान्‌ पुरुषकों चाहिये कि सद्गा बड़ोंका सं 
करे, इससे अनेक सुख मिलते हैं, जेसे जो पक्षी बड़े वृक्षके 
आश्रित रहते हैं, उन्हें खानेकी फल भी खूब मिलते हैं और 
छायासे भी सदा सुखी रहते हैं 

१८०७-संशयात्मा, चद्नलचित्त, अविश्वासी, डरपोक, 

चिन्तातुर और इन्द्रियोंके गुलामकों कम्मी खप्नमें भी सुख नहीं 
मिल सकता | 
१८०८-भक्त वह है जो अपना मन उस प्रृथ्वीके समान 
बना ले, जिम्तमें छोग विष्ठा डाल्ते हैं पर वह अन्न देती है। 
१८०९-मनुप्यकों चाहिये कि वह अपना काम देखे, 
दूसरेके काममें नुक्ताचीनी न करे | 


२३६ संत-वाणी 


१८६ ०-सुखी वही दे जो भगवानकों प्यार करता है; क्योंकि 
भगवान्‌ सबंदा उसके साथ रहते हैं | 

१८११-जो मनुष्य आत्मनिरीक्षण न करके अपनेको सदा 
निर्दोष मानता है, अपने दोषोंकी ओर देखता ही नहीं वह अहंकारी 
ही बना रह जाता है | 

१८१ २-सांसारिक कामनाओंको छोड़ देनेपर ही तुम शोक 
और दुःखसे छूट सकोगे तथा तभी तुम्हें सच्चा सुख और शात्ति 
मिलेगी । 

१८१३-जो बाहरसे खूब साफ़ है और अंदरसे मैला है, 
वह नरकके दरवाजेकी चाभी हाथमें लिये हुए है | 

१८१ ४-मानव-प्रेमके पीछे बराबर ही एक तीखा खाद ढगा 
रहता है | एकमात्र भगवद्मेम ही ऐसी चीज है. जो कभी निराश 
नहीं करती-। 

१८१५-जो किसीको दुःख देखकर उसपर दया नहीं 
करता, वह माल्किके कोपका पात्र होता है | 

१८१ ६-जैंसे हम देषसे जगतको नरक-सश बना देते हैं 
ऐसे ही प्रेमसे उसे खगके समान भी वना सकते है । 

१८१७-बिषयी संसार सुन्दर माकम होता है, पर वही 
साधुको भयानक ढगता है । 

१८१ ८“-जेसे वृक्षकी जड़को सौंचनेसे उसकी सभी शाखा५ 
और पत्ते आप-से-आप वृप्त हो जाते है, वैसे ही एक परमात्मावा। 
भक्तिपे सारे देवी-देवता आप ही प्रसन हो जाते हैं | 


संत-वाणी २२७ 


१८१९-मालिकपर भरोसा खो; पस्तु उँटके पैर बाँधकर 

मत रक्खो | यानी उद्योग मत छोड़ो | 

१८२ ०-दीर्सूत्रताका खभाव समयकी चोरी है, यदि 

मनुष्य आजका काम कलपर न ठाले तो वह बहुत-सी बुराइयोंसे 
बच सकता है | 

१८२१-सदा याद खखो कि कोई भी मनुष्य तुम्हारा भछा 
या बुरा नहीं कर सकता, त्रिभुवनपति ईख़र ही सब कुछ करते 
हैं, उन्हींपर विश्वास रक्खो | 

१८२२-जगत्‌से जगत्‌की किसी भी घटनासे भगवान्‌कों 
अछग न करनेके कारण ही जगत॒की कोई भी घटना ज्ञानीके चित्त- 
को विचलित नहीं कर सकती । भगवानूको अछग कर देनेसे ही 
जगतका प्रत्येक व्यापार महान्‌ दुःखरूप बन जाता है | 

१८२३--ो प्रत्येक काममें माह्िककी प्रेरणा समझता है 
वह निष्कामी और सच्चा भक्त है | 

१८२४-बुरे आचरणवाले लंवे जीवनसे शुभ आचारका 
थोड़ा जीवन हजार दरजे अच्छा है। 

१ ८२०-जैसे मरे हुए मनुष्यसे कोई ईर्ष्या नहीं करता, ऐसे 
ही जीते हुएसे भी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि उस मनुष्यको 
और ईष्यों करनेवालेको एक-सा ही मरना है | 

१८२६-शन्रु-मित्र और पुत्र-बन्धुओंमें विरोध या मेलके लिये 
चेश मत कर | यदि शीघ्र ही भगवतकी प्राप्ति चाहता है तो सबमें 
सर्वत्र समचित्तवाला हो जा । 


१८२७-दान और सत्कर्म करो, पर फलकी कामनासे नहीं, 
इससे प्रभु तुमपर प्रसन्न होगा | 

१८२८-दीन बनते रहो, दुःख भगवान्‌ ही भेजते हैं, ऐसा 
मानकर दुःखका खागत करो, तिरस्कारमें आनन्द मानो, छुख-भाराम 
और रक्षाका आधार एक भगवान्‌को ही बना लो | 

१ ८२९-सत्य-ग्रेमसे जिसका अन्तःकरण भरा हुआ हो, ऐसा 
मनुष्य किसी कलाम निपुण न होनेपर भी बहुत बड़ी देश-सेवा का 
सकता है । 

_ १८३०-है चित्त ! अब शान्त हो, इ्दियोंके सुखके टिये 
विषयोंकी खोजमें क्रठिन परिश्रम मत कर | आम्यन्तरिक शान्तिकी 
चेश कर, जिससे दुःखोंका नाश होकर कल्याण हो, तरडके तमान 
चन्चल चाटकों छोड़ दे; संत्तारी पदार्थों सुख मत मान, ये सभी 
नाशबान्‌ और असार हैं | बस, त्‌ अपने आत्मार्मे ही छुख गान | 

१८३१-शान्त खमाव रहो और कोई तुमपर दोष लगावे 
तब भी मनको मत बिगड़ी । 

१ ८३२-जिसने अपना सारा हृदय प्रभुको अप॑ग कर दिया 
है और अपने शरीरको ठोकसेवार्मे गा रकखा है, वही सच्चा ध्यागी, 
दाता और शानी है । 

१८३१३-चार प्रकारके मलुष्य होते हैं (१ ) मक्खीपूस- 
न आप खाय न दूसरेको दे। ( २ ) कजस- आप तो खाय पर 
दूसरेकी न दे। ( ३ ) उदार--आप भी खाय और दूसरेकी भी दे 
और (9 ) दाता--आरप न खाय और दूसरेको दे | उदि सब 
लोग दाता नहीं बन सकते तो उदार तो बनना ही चाहिये । 


संत-वाणी श्२९ 


१८३४-जो विपत्तिसे डरते हैं, वह उन्हींपर ज्यादा 
आती है; जो मनको दढ़ रखते हैं और आनेवाले हर एक सुख- 
दुःखको भगवानका दान समझकर प्रसनतासे रहते हैं, उनके छिये 
विपत्ति कोई चीज नहीं । 

१८३०-अमी सोकर कया करते हो, उठो, जागो और 
परमात्माको याद करो | एक दिन तो हंबे पेर पसारकर सभीको 
सोना है । 


१८३६-अज्ञानका नाश हो जानेपर राग-द्वेष, चिन्ता, शोक, 
भय आदिका अत्यन्ताभाव हो जाता है और अज्ञानका नाश होता 
है... परमात्माके यथाय ज्ञानसे | 

१८३७-जिनके काम, क्रोध, मद, लोभ आदि छः विकार 
नहीं होते, जो कुमार्गको जानते ही नहीं और जो सदा ब्रह्ममें छीन 
हैं वे ही साधु हैं । 

१८३८-जो पुरुष मनरूपी तीर्थके ज्ञानरूपी सरोवरमें थश्वरकें 
ध्यानरूपी जलसे स्नान करके रागद्रेषरूपी मलको धो डालता है, 
वह संसारसागरकों बिना प्रयास तर जाता है | 

१८३९-इन्द्रियोंकी रोकने, रागद्रेघषका नाश करने और 
अ्िसाव्रतके पालन करनेसे मनुष्य मोक्षपदकी ग्राप्तिके योग्य 
होता है । 

१८४०-जो विषयोका प्रेमी है, वही दँवा हुआ है। 


विष्योंका व्याग ही मुक्ति है। यह शरीर ही घोर नरक है और 
वष्णाका नाश ही सच्चा खगे है । 


5३% संत-वाणी 


१८४१-सच्चा दार्शनिक सदा संयमसे रहता है थौर 
शारीरिक सुखोंसे दूर भागता है, वह कद्ापि अपनेको विषय- 
सुखोंमें मान नहीं होने देता । 

१८४२-सदा प्रसन्न रहो | सब दुखी जीबोंको सुखी 
करते रहोगे तो तुम्हारी प्रसन्नता सदा बनी रहेगी |. 

१८४३-हमें अपने अमूल्य समयकों अमूल्य कार्यमें ही 
लगाना चाहिये | भगवान्‌की स्मृति ही अमूल्य कार्य है | 

१ ८४ ४-सभी वेरियोंके साथ भछाई और नम्रताका बर्ताव 
करनेसे सुख होता है; परन्तु मन-वैरीके साथ नम्नता करनेसे दुःख 
उत्पन्न होता है | अतएव भयानक वैरी मनको मारो | 

१८४५-अनन्त, अजर, अमर, अविनाशी, शान्तिघन परमक्मा- 
का ध्यान करो । जो उस ब्रह्मानन्दकी जरा-सी भी झाँकी देख पाते 
हैं, उनकी दृश्मिं संसारके राजाओंका आनन्द तुष्छ हो जाता है। 

१८४ ६-महापुरुष, उनका मत और उनका जीवन साधकों- 
के लिये दर्पण है, पथप्रदर्शक है, मांग है और द्वार है, जिससे 
वे नित्य जीवनक्षेत्रमे प्रवेश कर सकते हैं । ह 

१८४७-जाग्रतू मन उसीको कहते हैं, जिसमें ईश्वरकों 
छोड़कर दूसरे किसी विषयकी इच्छा या दूसरा कोई उल्लेथ न 
हो | जिसका मन परम प्रभु॒परमात्माकी सेवामें इबा रह सकता 
है, उसके लिये दूसरे मित्रकी जरूरत ही क्या है । 

१ ८४८-विपत्तियोंके समूह बाढ़की छहरोंके समान आया 
करते हैं, धीर पुरुष उनको चद्धनकी तरह समाढता रहे तीं व 


धीरेधीरे आप ही चले जाते हैं | 


संत-वाणी .. एछ१ 


१ ८४९-सत्य और दयायुक्त धर्म तथा तपोयुक्त विद्या भी 
भगवानकी भक्तिसे रहित मनुष्यके मनको सम्पूर्णहपसे पवित्र 
नहीं कर सकते । 
१८००-जो मनुष्य दूसरेके ऐश्वर्यको नहीं सह सकता, 
जिसकी बुद्धि कलुषित है, जो परधन हरण करता है, जो 
ग्राणियोंकी हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो कठोर वचन 
कहता है और जिसका मन निमंछ नहीं है, उसके हृदयमें भगवान्‌ 
निवास नहीं करते । 
१८५१-चौदह बातोंका त्याग काना चाहिये | हिंसा, 
चोरी, व्यभिचार, असत्य, खंच्छन्दता, द्वेष, भय, मोह, मद्रपान, 
रात्रिश्रमण, व्यसन, जूआ, कुसंगति और आहुस्य | 
१८०२-सब घर्मोका मूल दया है, परन्तु दयाके पूर्ण विकास- 
के लिये क्षमा, नम्रता, शीलता, पवित्रता, संयम, सन्तोष, सत्य, तप, 
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह---इन दस धर्मोका सेवन करना चाहिये । 
१८०३-यदि मैं अपना सारा धन कंगालोंको खिला दूँ तथा 
अपनी देह भी उन्हें जलानेके ढिये दे दूँ पर प्रेम न रकखूँ तो कोई 
लाभ नहीं, प्रेममें ही घैय और कृपा है । ग्रेम डाह नहीं करता, प्रेम 
अपनी न तो बड़ाई करता है और न छूलता ही है | 

१८०४-किसी भी सिद्धान्तकों मानकर चलिये, परिणाम एक 
ही होगा; क्योंकि श्रीमगवान्‌ एक ही हैं | 

१८०५-विचारशील और ब्रह्मज्ञानीकों संसार नहीं लुभा। 
सकता, मछलीके उछलनेसे समुद्र नहीं उमड़ा करता | 

सें० चा० १६-- 


२४४ संत-बाणी 


१८६८-जितके हृदयमें ग्रेम पृर्ण होता है, प्रेमके देवता 
खय॑ ईश्वर ही उसका योगक्षेम चलाया करते हैं | 

१८६९-मम्रताका नाश ही दुःखनाशका उपाय है । 
ममता होती है अज्ञानसे | अतः ज्ञानके अथवा भक्तिके द्वार 
अज्ञानकी नष्ट करना उचित है. | 

१८७०-जिनके हृदयमें दया और धर्म बसते हैं, . जो 
अमृतत्राणी बोलते हैं और जिनके नेत्र नम्नतावश नीचे रहते हैं) 
असहमें वे ही ऊँचे हैं | 

१८७१-हे मेरी आत्माक्रे प्रियतम खामी ! मैं तुमको हो 
चाहता हैँ, मुझे और कोई भी वस्तु प्यारी न छाने दो, जो वक्एँ 
मुझे तुमसे दूर हटाती हों, वे मुझे जहर-सी छाने ढगें। एकमात्र 
तुम्हारी इच्छा ही मेरे लिये मधुर हो-तुम्हारो रच्छा ही मेरी 
इच्छा बन जाय | 

१ ८७२-दुर्गुण एवं हुराचारका त्याग और सहुण एवं सदाचाए 
का सेवन ही शुद्ध साखिक जीवनका खख्य है । 

१ ८७३-मगवआप्तिके लिये ममता और कहद्वारका ला 
एवं मगबान्‌का सतत स्मरण आवश्यक है । 
.. १८७४-एक भेंगी भी अपने झाड़ने-बुहरनेके कार्यकष 
भगबान्‌का कार्य समझकर उनकी असनताके लिये आवश्यक सम 
' कर करता है; तो उसके कर्मको भगवान्‌ सादर म्रहण ह 
और उसे अपनी सेवा समझते हैं | वह भगवावका परमग्रिय होता ४ 

१ ८७५-परमेख़रकी इच्छा यह है कि तुम पक बने) 
व्यमिचारते बचे रहो, तुमगेंसे हर एक पत्रत्रिता और आदरके साथ 


संत-वणी २४५ 


भगवानूकी प्रार्थना कंरना जाने, तुम सब आपसमें प्रेम करो; क्योंकि 
परमेश्वर प्रेमकी ही शिक्षा देता है । 

१८७६-गंहथको पाँच अशुभ प्रवृत्तियोंसे बचना चाहिये--- 
(१ )हिंसा, (२) चोरी, (३) व्यमिचार, (४ ) असत्य 
और ( ५) व्यसन । 

१८७७-शम, दम, व्रत और नियमपरायण विश्वहितिषषी 
मुमनक्षु मनुष्य निष्कपटमावसे जो कुछ भी क्रिया करता है, उससे 
उसके गुण बढ़ते हैं | 

१८७८-दिनभरकी बुरी भावनाओं और बुरे क्मोंसे बचकर 
रहना रातभरके भजनसे बढ़कर है | 

१८७९-बिरले ही मनुष्य अपनी इच्छा और मनके किरुद्ध 
बर्ताव कर सकते हैं | ऐसा उपदेश तो बहुत लोग दिया करते हैं, 
पल्तु इसका पालन बहुत थोड़े कर सकते हैं। 

१८८०-संसार क्षण-क्षणमें नाश हो रहा है, इस मिथ्या 
नाम-रूपके देरको देखकर भूलना नहीं चाहिये | 

१८८१-वह वीर नहीं है जिसने शरीरको चकनाचूर कर 
डाला, बलिहारी है उस वीरको जो मनको जीतकर खड़ा है | 

१८८२-जिन्होंने वासनाओंको पददलित किया है, थे ही 
मुक्त हुए हैं, जिन्होंने ईर्ष्याका त्याग किया है. उन्हींको प्रेमकी ग्रापि 
हुई है और जिन्होंने घैय धारण किया है वे ही शुभ परिणाम 
प्राप्त कर सके हैं । 


१८८३-प्रेममक्तिमं गदगद होकर एकान्तहदयसे जिस 
तरह परमात्माकी प्रार्थना करते हो, प्रार्थनके बाद उसी त्प्ह 


२७६ संत-वाणी 


कठिन-ऐे-कंठिन कर्तव्यके पाल्नमें छग जाओ और उसे प्र 
करो, नहीं तो तुम्हारी पूजा व्यर्थ है | 

१ ८८४-सर्वत्र मगवद्दृष्टि ही दिव्य दृष्टि है, जो भगवानूदी 
कृपासे ही प्राप्त होती है | 

१८८५-मुरुजनोंकी सेवा, भक्ति, सब वस्तुओंका भगवावके 
ग्रति समर्पण, साधु-मक्तोंका सड़, इधरकी आराधना, भगवान्‌दी 
कथामें श्रद्धा, भगवानके गुण-कर्मोका कीर्तन, भगवानके चरण- 
कमछका ध्यान, मगवानकी मूर्तियोंके दर्शन और उनका पूजन एवं 
'सगवान्‌ हरि सब प्राणियोंमें, खित हैं? ऐसा जानकर सब म्राणियोगे 
समद्ृष्टि रखनेसे मगवानमें प्रीति होती है । 

१८८६-सावधान | छोगेंको दिखानेके हिये धर्मका आचरण 
- न करो, यदि ऐसा करोगे वो भगवावसे तुम कुछ भी पल नहीं 
पाओेगे । 

१८८७-पापी मनुष्य तमीतक सुख भोगता है, जबतक कि 
उसका पाप पक नहीं जाता | पापके पर्िक होते ही उसको 
दुःखोंका शिकार बनना पड़ता हैं | 

१ ८८८-विषय-खुलोंके व्यागद्यारा जो भय और रागपसे 
छूट गया है वहीः त्यागी पुरुष संयमी कहलाता है | 

.._ १८८९-जों हरि-जैंसे हीरेको छोड़कर दूसरेकी आशा करते 

हैं, वे मनुष्य यमछोकमे ही जायेंगे । 
... १८९०-सम्पत्तिकी ओर न ताककर संत सम्पत्तिके स्थामी 
हे परमा!माकी ओर दृष्टि रखनेका नाम ही कृतइता दें | 


खंत-वाणी २४७ 


१८९१-दीन बना रह, दुःखेंके प्रेरक भगवान्‌ ही हैं, 
ऐसा समझकर दुःखोंसे भेंटकर, तिरस्कारमें आनन्द मान, सुख- 
आराम और रक्षाके लिये भावानपर ही निर्भर कर | 


१८९२-जो मेरे परमपिता परमात्मार्की इच्छाके अनुसार 


जीवन बिता रहा है, वही मेरा भाई है, वहीं मेरी! बहिन और वही 
मेरी माता है। 


१८९३-वार्णीसे स्तुति, मनसे स्मरण, पिरसे प्रणाम और 


हृदयसे भजन करते हुए प्रेमाश्रुनेत्र भक्तजन अपनी समस्त आयु 
श्रीहरिके अप॑ण कर देते हैं । 


१८९४-जगतूमें दो ही परमानन्दर्म रहते हैं. ( १) 
अबोध शिशु और ( २ ) भगबत-प्राप्त गुणातीत मुक्त पुरुष |. 


१८९५-जिस परमात्मासे सत्र प्राणी उत्पत हुए हैं और 
जिसमें सब लीन हो जाते हैं तथा जो सब प्राणियोंका पालन करता 
है उस वेदप्रतिपादित ज्ञेय ब्रह्मको जो नहीं जानते वे बार-बार जन्म- 
मरणको प्राप्त होते हैं | 


१८९६-जब्रतक धन पैदा करनेकी ताकत रहती है, 
तभीतक घधरके लोग प्रसन्‍न रहते हैं, जब बुढ़ापेमें शरीर जर्जर हो 
जाता है, तब कोई बात भी नहीं पूछता । 


१८९७-उनतिके सात साधन हैं--. श्रद्धालु होना, पापकर्मसे 
लजाना, लोकापवादसे डरना, विद्वान्‌ होना, सत्कर्म करनेमें उत्साह 
रखना, स्पृति जाम्रत्‌ रखना और. प्रज्ञावान्‌ बनना | 


१८९८-इस संसारमें प्राणियोंके जन्मकी इतनी ही सफलता 
है कि वे अपने प्राण, धन, बुद्धि और वाणीके द्वारा निल्ता 
ईखरबुद्विसे दूसरोंका कल्याण करते हें । 

१८९९-संसतारसे अछ्ग रहना ही उत्तम है, यहाँे, 
सम्बन्धोंकी जड़में दुःख और कष्ट भरा है | जिसने अपना जीवन 
चुपचाप बिता दिया, सच तो यह है कि उसीका जीवन उत्तम बीत | 

१९००-जबतक मनुष्य अपने आत्माको नहीं पहचानता-- 
यह नहीं जानता कि मैं वास्तवमें क्या हूँ, कौन हूँ और संसार 
किसलिये आया हूँ, तबतक उसका सारी दुनियापर विजय प्राप्त 
कर लेना भी व्यर्थ ही है। 

१९०१-आनन्द और अंदरकी शान्ति प्रभुगप जीवनके 
फल हैं, परन्तु जो जीव हृदयसे मंगवानके शरण नहीं होता, 
उसको इनकी प्राि नहीं होती । ह 

१९०२-जिसके मनमें कमी क्रोध नहीं होता और जिसके 
हृदयमें रत-दिन राम बसते हैं, वह भक्त भगवानके समान ही है | 

१९०३-प्राणिमात्रको न सताना ही उत्तम दान है, कामना- 
का ध्याग ही उत्तम तप है, वासनाओंकों जीतनेमें ही वीरता है 
और सत्य ही समदरशन है। 

१९०४-देवता, अतिथि, आश्रित, पिठगण और आपने- 
आप-दइन पाँचोंकों जो कुछ भी नहीं देता वह जीता ही मर चुका है । 

१९०७-जीवन कमलपर जलकी वूँदके समान अब 
चद्चढ है, जल्दी चेतो और मंवसागरसे पार होनेके लिये क्षणभर्र 
हिये साधु-सह्ढ करो, यही भव्समुद्रकी नाव है | 


संत-वाणी २४९ 


१९०६-अआक्षज्ञानका सम्पादन करना और आलमेन्‍्द्रमे 
स्थिर रहना मलुष्यमात्रका प्रधान कर्तव्य है | 


१९०७-प्रेम, दया और सेवा ऐसे श्र हैं कि इनसे अधर्मके 
दुर्दान्त कामादि अन्रुओंके दल सहजमें ही पराभव हो जाते हैं । 

१९०८-शत्रुसे शत्रुता करना वैरको दूना बढ़ाना है, बैर 
दूर करनेका उपाय तो प्रेम है । 

१९०९-मंसाहारी मनुष्य प्रचक्ष ही राक्षस है, उसका संग 
नहीं करना चाहिये, उससे भजनमें भंग पड़ता है | 

१९१ ०-जिनको जगना है, वे अभी जग जायें, यही जागनेकी 
बेला है | जब पाँव पसारके सो जाओगे, तो फिर क्‍या जागोगे ? 

१९१ १-भगवञआततिके छामके सामने समग्र संसार एक 
मच्छरकी पाँख जितना भी नहीं है, अतः ऐसी तुच्छ क्स्तुसे 
वैरग्य होना कौन बड़ी बात है | 

१९१२-जिसका मन भगवानमें छगा रहता हे, 
उसकी सम्हाल रखते हैं | 

१९१३-किसी भी दुखियाका दिल मत दुखाओ, दुखाओगे ह 
तो उसे बड़ा दुःख होगा, वह यदि दुःखमे रोकर पुकार उठेगा तो 
तुम्हारा सारा गुड़ मिद्ठी हो जायगा | 

१९१४-धन, जन, यौवनका गर्व न करो, काछ एक निमेषे 
ही इन संबका हरण कर लेता है । इस मायामय प्रपश्चको छोड़कर 
शीघ्र ही ब्रह्मपदका आश्रय ग्रहण करो । 

१९१५-अपने गरीब कुटठुम्बी भाई और दूसरे दुखी लेगोंकी 
ययासाध्य सहायता करना, भूले हुएको मार्ग बतछाना और भूखेको 


भगवान्‌ 


34 | संत-ब्राणी 


अपनी रोटीमेंसे आधा हिस्सा बाँठकर फिर खाना | सब लोग ९ 
ही परमात्माकी सन्तान होनेके कारण ऐसा करना मतुष्यका धर्म है 

१९१६-वैराग्य तीन प्रक्ारका होता है-( ! ) भर 
कस्तुओंका त्याग करना साधारण वैश्य है, ( २) आवशकाए 
अधिक ग्राप्त हुई पवित्र वस्तुओंका भी त्याग करना विशेष वेश 
है और ( ३) खवरसे दूर हानेवाली वस्तुमा्रका त्याग कला 
आषियोंका वेराग्य है | 

१९६७-निस क्षणमें मग्वानका चिन्तन नहीं किया, की 
हानि है, वही महान्‌ अपराध है, वही अन्धापन है, वही मूता है 
और वही ढ्रेँठपना है । 

१९१८-विपत्तिमें बैर्य, वैमवमें दया और सड्डूय्मे तहन- 
शील्ता---ये महात्माओंके लक्षण हैं । 

१९१९-भगवानका भक्तिमार्ग प्रवृत्ति और निदृत्ति दोनोपे 
विलक्षण है । इसमें सांसारिक विषयोंका त्याग नहीं है, न भोग है 
है; है उन्हें भगवानकी वस्तु मानकर भगवातके ठुलके ठिये 
भगवानके अप॑ण करते रहना | 

१९२ ०-यदि भगवान्‌ मेरे हृदयसे चले जायेँ तो में रंगे 
छूटना नहीं चाहता, भगवान्‌ रहें तो में सद्ा-सर्वदा ही रोगी फन 


: पसन्द करता हू । पुझे शरीर नहीं, पर भगवान्‌ प्यारे हैं। 
१९२१-काम, कोष, ठोम, मोह, हिंसा और दम्भपे रहित 


दयालु) संत्यवादी और सबका हित करनेवाले ही वेणग | 
१६४ ९२२-जगतूमे केवल सत्संग ही भवसागरसे पार कालकां 


तैका है. उसीका आश्रय ग्रहण करो | 


संत-वाणी श्ण्रै 


१९२३-पममें प्रतिकूलता नहीं रहती । प्रेम प्रतिकूलताकी। 
खा जाता है । ग्रेमास्पद यदि ग्रेमीके प्रतिकूल काय करके सुखी होता 
है तो उसीमें प्रेमीको अनुकूलता दीलती है । 

१९२४-भग्वान्‌का निम्नह और भनुग्रह दोनों ही बढ़े 
विचित्र हैं | उनके निम्रहमें भी अनुग्रह है । उनकी लीछा कौन 
जान सकता है । 


१९२५-जिसका मन वरामें है, वही जगहुरु है । जैसे कच्ची 
छतमें जल भरता है, बैसे ही अज्ञानीके मनमें कामनाएँ जमा होती हैं | 

१९२६-पहली डुबकीमें रत्न नहीं मिला, इससे र्ाकरकों 
रक़्हीन मत समझो | धीरजके साथ साधन करते रहो, समयपर 
भगवल्कृपा होगी ही । | 

१९२७-ईश्वरको पाना चाहते हो तो मनको पतित्र करो, 
मक्तिसे भगवानके नामका गान करो, नम्न बनो, साधुओंकी चरणरज 
सिर चढ़ाओ, कुतक न करो, परनिन्दामे शामिल मत हो और 
यथाशक्ति परोपकार करो ! 

१९२८-जबतक कामना है, तबतक सुखके दर्शन छप्ममें 
भी नहीं होंगे। कामना श्रीराम-भजन बिना मिट नहीं सकती | 
अतण्व सुखी होना हो तो श्रीरामका भजन करो | 

१९२९-दसों दिशाओंमें अशान्तिकी भयानक आग भड़क उठी 
है, इससे बचना हो तो भागकर संतोंकी शीतल संगतिमें चले जाओ | 

१९३०-जो कपटरहित है, निर्मय है और बाहर-भीतरसे ' 
एक-सा है, वही सच्चा साधु है, चाहे वह गृहस्थ हो या संन्यासी | 


र५२ संत-वाणी 


| १९३१-संसारका मोह छोड़कर ईश्वरकी क्ततु ईश्रवे 

अपंण कर देनी चाहिये। संसारके भोगछु्खोंसे तो केवल हु. 
और मृत्युकी ही प्राप्ति होती है | 

१९३२-धन जिनका गुलम है वे बड़भागी हैं ओर: 
घनके गुलाम हैं वे बड़े अभागे हैं | ' 

१९३ ३--जो दूसरेके दुःखसे दुखी है वह भक्त रामको प्यार 
ऐसे भक्तको भगवान्‌ एक पलके लिये भी अपनेसे अलग नहीं करते। 

१९३४-जिस मलुष्यको परमात्माका यथार्थ ज्ञान होता है 
वह कर्मसे नहीं बैंधता, परन्तु जिसको परमात्माका यथा ज्ञात 
नहीं होता वह संसारमें बार-बार जन्मतामरता है।.... 

.._१९१५-प्रद्धा ही पुरुषके लिये श्रेष्ठ धन है, धर्म ही सागी 

सुख देनेवाला है, सत्य ही परम खादु पदार्थ है और प्रज्ञासे जी 
बितानेवाला ही संसारतें श्रेष्ठ व्यक्ति है । 

१९३६-जो धनपर भरोसा करते हैं, उनके लिये परमेश्वर 
राज्यमें प्रवेश करना उठका सईके छेदसे निकल जानेसे भी 
अधिक कठिन है । 

१९३७-ैसा कुठुखबसे प्रेम है, वैसा ही यदि हरिसे हो जा4' 
उस दाप्तका मोक्षमार्गम जाते कोई पला नहीं पकड़ सकता | 

१९३८-संसार ढुःखका सागर है और श्रीएम छुखका साए। 
अतः संसारके निकम्मे कामोंकीं छोड़कर छुखसागरकी ओर 


जाना चाहिये | 


संत-वाणी श्णरे 


१९३९-्रद्धाका आश्रय लिये बिना धर्मके मार्गपर नहीं 
चला जा सकता । चाहे और कुछ भी न हो, परन्तु परमात्मापर 
श्रद्धा जरूर होनी चाहिये । अद्भासे सारे पाप भस्म हो जाते हैं । 

१९४ ०-बेराग्य और ज्ञान पर्यायवाची शब्द हैं | किसी भी 
परिस्थितिमें, सदा और सर्वत्र ही बैराग्यका आचरण किया जा 
सकता है । विवाहित ल्री-पुरुष भी वैराग्यक। सम्पादन कर सकते हैं । 

१९४१-( १ ) मुक्ति कब होती है | जब तमाम जंजाल 
छूट जाते हैं।( २ ) निर्भरता किसे कहते हैं ! जब सब कुछ 
इश्वरपर छोड़ दिया जाय । ( ३ ) अधीनता किसे कहते हैं ! 
जब प्रत्येक कार्य ईश्वरके अप॑ण हो। 

१९४२-«जो ईश्वरीय आज्ञाको सुनते और उसीके अनुसार 
चलते हैं, उन्हींका जीवन धन्य है |? इस परम सत्य वाक्यके 
अनुसार हमारा जीवन जितना प्रकाशित होगा, उतनी ही हमारे 
ज्ञान और सुखकी बृद्धि होगी । 

१९४३-दूसरोंकी निन्‍्दामें अपना पाण्डित्थ दिखलाना, 
अपने कार्येमि उद्योग न करना और गुणज्ञेके साथ द्वंप रखना---ये 
तीन विपत्तिके मार्ग हैं । 

१९४४-जिसके उच्चकुछमें जन्म होनेका, कठोर तपका, 
ऊँचे वर्णका, सत्‌-कर्मोका, आश्रम और जातिका कोई भी भहंकार 
नहीं है, ऐसा पुरुष भगवान्‌को प्रिय होता है । 

१९४५-भगवान्‌ दुःख नहीं देते, दुःख-निवारणका उपाय 


करते हैं; पर्तु हम अपनी नासमझीके कारण उसको दुःख 
मानने लगते हैं । 


र५छ ; संता, 


१९४ ६-पघरमे रोशनी: करते ही जैसे युगान्तरका अँधे 
एक ही साथ नाश हो जाता है, बैसे ही भगवानूकी तनिकर 
क्ृपा-दृष्टिसे हजारों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं । 

१९४७-इर्द्रियाँ. ही मलुष्यकी शत्रु हैं | आशा मिट जानेप 
यह प्रथ्वी ही खर्ग है । विषयोंमें प्रेम ही बन्धन है | सदा सन्त 
ही बड़ा धनी है | मनको जय करनेवाला ही संसारमें विजयी है | 

१९४८-सारे सह्ुण विनयके अधीन हैं, विनय नम्रतारे 
आती है । अतएव जो पुरुष नम्र है वही सहुणसम्पन्न होता है । 

१९४९-दूसरेकी उन्नति करनेमें खाभाविक ही तुग्हारी मे 
उन्नति हुआ करती है। दूसरोंकी भंठाई करनेमें तुम अपने 
अहंकार और लौकिक हितको जितना ही मूठोगे, उतना ही 
उस्तका परिणाम अधिक झुभ होगा । 

१९७०-पतंग बिना ही समझे आगमें कूदकर जह 
मरता है | मछली मी भज्ञानसे बंसीका मांस खाकर फँस जाती है 
परन्तु हमछोग तो समझ-बूझकर भी विपत्तियोंसे भरे हर 
विषयोंको नहीं छोड़ते | मोहकी यही महिमा है । 

१९७१-अपनी इच्छा छोड़कर प्रभुके शरण हो जाभे। 
और उसकी कपाकी ग्रात्तिके लिये अत्यन्त दीन बनो । 

१९०२-जो ईश्वस-प्रेमी हो गया वह संसार-प्रेमी नहीं हो 
सकता | संसार-प्रेमी जबतक संसारकी असारता और दुःखरूपताका 
अनुभव नहीं करता, तबतक वह ईश्वस्टेमी नहीं हो सकता | 
१९०३-निद्रा, खाद और वाद-विवादकों छोड़का दिन-रात 


श्रीहरिका समरण करना चाहिये | 


संत-बाणी श्णष 


१९०४-तीनों लोकोंमे इन चार बातोंसे बढ़कर मनुष्यकों 
प्रसन्न करनेवाढी और कोई बात नहीं है-दान, मैत्री, सब जीबों- 
पर दया और मीठे वचन | 

१९ण०-सरलता बिना कोई भी मनुष्य शुद्ध नहीं हो 
सकता; अशुद्ध जीव धर्म नहीं कर सकता, धर्म बिना मोक्ष नहीं 
होता और मोक्ष बिना सुखकी प्राप्ति असम्भव है | 

१९५६-जिस भ्रकार वृक्ष जढ सींचनेवाले और फल-फूल 
तेड़नेवाले दोनोंके साथ समान बर्ताव करता है, उसी प्रकार 
सजन भी अपनी भलाई करनेवाले और बुराई करनेवाले दोनोंके 
साथ एक-सा व्यवहार करते हैं। द 

१९७५७-भगवानके नामका उच्चारण करनेसे सभी पाप जल 
जाते हैं, इसमें मनुष्यकी अचल श्रद्धा होनी चाहिये । 

१९५८-जिस नन्‍्दनन्दनने यपुनाके तठपर सब गोपोंको 
बचानेके डिये कालियका मथन किया, वह कया शरण चाहनेवालों- 
को शरण नहीं देगा ! 

१९०९-जो लोग काम, क्रोध, मद और लोममें रत हैं 
तथा दुःखरूप गृहमें आसक्त हैं, वे भवकूपमें पड़े हुए मृढ़ मनुष्य 
भगवानको कैसे जान सकते हैं? इन मायाके विकारोंसे छूटना 
हो तो सब कामनाओंको छोड़ यह विचारकर ही भगवानका 
भजन करो कि श्रीहरिकी मायाके दोष-गुण हरिका भजन किये 
बिना नष्ट नहीं हो सकते । 

. १९६०-जिसको भगवत्‌की प्राप्ति हो गयी है, वह पुरुष 

ईखबर-भजनकों छोड़कर दूसरोंका मार्गदर्शक या उपदेशक नहीं 


२५६ संत-वाणी 


बनता; क्योंकि उसकी इंछ्िमें एक प्रमुके सिवा कोई भी ६ 
रक्षक, शिक्षक या मार्गदर्शक है हो नहीं । 

१९६१ -शरीरको छोड़नेके समय आत्माकी जिस 4 
आसक्ति होती है, वह उसीमें प्रवेश करता है | उस समय 
उसके हृदयमें भगवाचका प्रकाश न होकर जगतूका मर 
होता है, तो उसको अँपेरे जेठखानेमें जाना ही पढ़ता है । 

१९६२-जब #ं! था तब “हरि! नहीं थे, अब हरि 
कं) नहीं रहा | प्रेमकी गली बहुत ही सँकड़ी है, इसमें 
नहीं समा सकते | 

१९६३-मनुष्य सोता हो या बैठा हो, गृद्यु उसे खो 
ही रहती है और मौका पाते ही उसका नाश कर डालती । 
फिर तू निश्चिन्त कैसे बैठा है ! 

१९६४-जिस मनुष्यने जन्म लेकर अपना और दूसरेका कह 
किया और तत्लज्ञानको प्राप्त कर लिया उसीका जीवन सार्थक 

१९६०-जिसको 'ैं कौन हूँ? का पूरा ज्ञान हो गया तथा 
प्रम॒के प्रेम-रसमें पग गया है वही सचा साधु है । 

१९६६-जो संत्यपर कायम है वह परमेश्वरकी पी 
समीप जाता है और जो बुराई करता है वह उस ज्योतिका शर 
अतर्व बुराई छोड़ो और सचपर डटे रहो | 

१९६७-जो मलुष्य अपने क्रोषको अपने ही उपर £ 


कता है वह दूसरोंके क्रोवसे बच जाता है | 


खंत-वाणी शण७ 


१९६८-दुतिया और दुनियाकी सब चीजें नाश होनेबाढी 
हैं, पता नहीं रातको ही सब नह्ट हो जाये | इसडिये इनमें 
दिलको फेसाना कमी उचित नहीं । 

१९६९-जैसे जलके बिना नाव करोड़ यत्र करनेपर नहीं चल 
सकती, इसी प्रकार सहज सन्तोष बिना कमी शान्ति नहीं मिलती | 

१९७०-जो झूठ नहीं बोलता, परनिन्दा नहीं करता, 
सहुर्णोकी धारण करता है, सबसे निवर है, सबमें समभावसे 
: आमाको देखता है और हरिके चरणोंका प्रेमी है वही साधु है | 

१९७१-देवतालोग जबतक उन्हें अमृत नहीं मिला, तबतक 
न तो अमूल्य रह्ोंकी पाकर ही तृप्त हुए और न मयानक जहरसे ही 
डरे, सपुद्र मथनेमें लो ही रहे । इसी प्रकार धीर पुरुष अपने 
उद्देश्यको सिद्ध किये बिना विश्राम नहीं लेते | 

१९७२-सच्चा मक्त जगतमें रहता हुआ भी राग-देष 
छोड़कर करतंव्य-कर्म करता है और कर्मके फलखरूप जो नफ़ा- 
नुकसान या खुख-दुःख मिलता है उसे ईश्वरकी गोदमें अप॑ग कर 
देता है। वह तो रात-दिन केवल भक्तिके लिये ही इससे प्रार्थना 
करता है | निष्कामकर्म इसीको कहते हैं | 

१९७३-जो मनुष्य संसारकी तरफ वासनाकी नजरसे 
देखा करता है, उमप्रके अन्तःकरणमेंसे ईश्र-प्रेम, दीनता और 
वेशाग्यकी ज्योति निकल जाती है। 
.. १९७४-सपना सच्चा न होनेपर भी खम्तकी अबश्थामें 
जेंसे सप्रसम्बन्धी दुःख नहीं मिठ्ता, बैसे ही संसार सत्य न होनेपर 


श्षदे संत-वाणी 


बनता; क्योंकि उसकी दृश्टियिं एक प्रभुके सिव्रा कोई भी दूर 
रक्षक, शिक्षक या मार्गदर्शक है ही नहीं । 

१९६१ -शरीरको छोड़नेके समय आत्माकी जिस वर 
आसक्ति होती है, वह उसीमे प्रवेश करता है | उस समय य 
उसके हृदयमें भगवातका प्रकाश न होकर जगतठका प्रका 
होता है, तो उसको अँपेरे जेलबानेमें जाता ही पड़ता है | 

०६२-जब "मैं! था तब 'हरि! नहीं थे, अब "हरि! 
के! नहीं रहा | प्रेमकी गछी बहुत ही सँकड़ी है, इसमें 
नहीं समा सकते । 


१९६३-मनुष्य सोता हो या बैठा हो, मृत्यु उसे खोज 
ही रहती है और मौका पाते ही उसका नाश कर डालती है 
फिर तू निश्चिन्त कैसे बैठा है ? 

१०६४-जिस मनुष्यने जन्म लेकर अपना और दूसरेका क्या 
किया और तचज्ञानकों प्राप्त कर लिया उसीका जीवन सार्थक है 

१९६०-जिसको भैं कौन हूँ? का पूरा ज्ञान हो गया तथा 5 
प्रभुके प्रेम-रसमें पग गया है वही सच्चा साध है | 

०६६-जों सत्यपर कायम है. वह परमेश्वरकी ण्योतिः 
समीप जाता है और जो बुराई करता है वह उस ज्योतिका श्र है 
अतरव बुराई छोड़ो और सचपर डटे रहो | 


१९६७-जो मलुष्य अपने क्रोषको अपने ही उपर मै 
लेता है बह दूसरोंके क्रोधसे वच जाता दे । 


२५८ संत-वाणी 


भी विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषका अज्ञान-अवस्थामें जन 
नहीं छूटता | अतरव अज्ञानके नाशका प्रयत्न करना चाह 

१९७०-सद्ुणोंकी पानेके ढिये प्रयत्ञ करो, 
आउम्बरोंसे क्या छाम है ? बिना दूधकी गाय केवक गढेमे 
बाँधनेसे ही नहीं बिकती । 

१९७६-यदि भगवान्‌ विष्णुका परमपद शीघ्र पाना 
हो तो शत्रु-मित्र, पुत्र-बन्धु आदिके बखेड़ोंसे चित्त ह 
सर्वत्र समबुद्धि करो । 

१९७७-पुत्र और परिवार आदि विषयोंमें आसक्त मनु 
मृत्यु उसी प्रकार आक्रमण करती है, जेसे रातके समय बाढ़ 
गाँवोमें सोये हुए छोगोंकों बहा ले जाती है | जब गृत्यु आ 
है, तब उसे पुत्र, पिता या बन्धु कोई नहीं बचा स 
शील्वान्‌ पण्डित इस बातकों समझकर अपने छिये निः् 
रास्ता साफ करते हैं । 

१९७८-जिसके सड़से तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा 
हो, उसका सज्गज छोड़ दो और जो मनुष्य तुम्हारे दोषोको दि 
उसकी खुशामद करो | 

१९७०९-जो पुरुष वनर्म या घरमें कहीं भी रहकर | 
खामी, विश्नके हितेपी, विश्वक्रे घारण-पोषण करनेत्राले परम 
मन लगाता है, वही पुण्यात्मा है और वही कतार है | 

१०८०-दया बिना जीवन यथार्थ जीवन नहीं है, वह 
ही मरण है | इसलिये अपने हृदयमें सत्र ओरसे दया 


संत-वाणी २६१ 


१९९३-जब तुम्हारी इख़रकी ओर अनन्य दृष्टि हो 
जायगी तब तुरंत ही प्रभुके साथ तुम्हारा मिछन होगा और जब 
तुम अपने तुच्छ खा्थों तथा सांसारिक पदार्थोकी भोर देखोंगे 
तब तुरंत ही भगवानूसे तुम्हारा वियोग हो जायगा | 

१९९४-सच्चा मित्र वह है जो दर्पणके समान तुम्हारे 
दोषोंको यथार्थरूपसे तुम्हें दिखा देता है | जो तुम्हारे अवगुणोंको 
गुण बताता है बह तो खुशामदी है, मित्र नहीं ! 

१९९०-उठो, आल्स्य मत करो, सच्चे धर्मका आचरण 
करों, धर्मका आचरण करनेवाढा ही छोक-परलोकमें सुखी रहता 
है | बुरे मार्गम भूलकर भी मत जाओ | 

१९९६-प्रेम सदा ही सहनशीछ और मधुर है, प्रेम ईर्ष्या 
नहीं करता, आत्मछाषा नहीं करता, गर्व नहीं करता, दुष्ट 
आचरण नहीं करता, खार्थकी चेश नहीं करता, शीघ्र क्रोध 
नहीं करता, बुरा नहीं मानता, अधर्ममें सुखी नहीं होता और सदा 
सत्यके साथ आनन्द करता है। 

१९९७-सारे छल-कपट छोड़कर श्रीरामसे प्रेम करो, 
भरे, जो खामी सागा शरीर देख चुका है, उससे छिपाना क्या है? 

१९९८-इस अप्तार संसारके उलठ-फेरके फेरमें न पड़कर 
सर्वत्र समताका पवित्र भाव हृदयमें रक्खो; सर्वमभूतआणियोग समता 
रखना ही मगवान्‌की सबसे बड़ी भक्ति है | 

१९९९-भगवान्‌की शरण होना भर उनके दरशनके लिये 
हृदयसे प्रापना करना साधकका परम कर्तन्ब है | जिसको 


२६० संत-वाणी 


१९८७-सत्सछ्के बिना भगवान्‌का रहस्य सुननेकों नह 
मिलता, उसके सुने बिना मोह दूर नहीं होता और मोहका नाः 
हुए बिना भगवानके चरणोंमें द अनुराग नहीं होता । 

१९८८-जो परमात्मा जगत॒की उत्पत्ति, स्थिति भर ढ 
करते हैं, जो किलिके ईश्वर हैं, सातों समुद्र जिनकी आशा 
रहते हुए प्रथ्वीको डुबो नहीं देते, उन वेद और उपनिषदोंद्र 
प्रतिपादित सब जगतके साक्षी और सर्वज्ञ प्रभुको धन भे 
जवानीमें मतबाले मूर्ललोग नहीं मानते | 

१९८९-खामीपनमें नम्नता, ग़ुणोमे प्रेम, हर्षमें सावधानत 
मन्त्रमें गुप्ता, शाल्षोंमे सुबुद्धि, धन होनेपर उदारता,. साधुओं 
सम्मान, दुष्टोंसे विमुखता, पापोंसे भय, दुःख कश्सहिष्णुता 
ये सब कल्याण चाहनेवाले महात्माओंके गुण हैं । 

१९९ ०-उपवास, अल्प भोजन, आजीविकाका निषी 
रसत्याग, सर्दा-गर्मीका समभावसे सहन करना और सिर आसन 
रहना--यह छः प्रकारका बाह्य तप है, और पग्रायश्रित्त, ध्याः 
सेवा, विनय, शरीरोत्सग और खाध्याय--यह छ; प्रकारः 
आम्यन्तर तप है |. 

१९९१-अगर कोई बोलना जाने तो बोली दईीं ' 
अनमोल चीज है | पहले हृदयके तराजूपर तौछकर ही शोलने 
लिये मुँह खोलना चाहिये । 

१९९२-मनुष्य जितना ही मनकी वासनाओंका भादिश पट 
करता है, उतना ही अधिक रोगी, दुखी और असन्तोषी बनता ६ 


संत-वाणी २६१ 


१९९३-जब तुम्हारी ईखरकी ओर अनन्य दृष्टि हो 
जायगी तब तुरंत ही प्रभुके साथ तुम्हारा मिहन होगा और जब 
तुम अपने तुच्छ खार्थों तथा सांसारिक पदार्योंकी ओर देखोगे 
तब तुरंत ही भगवानूसे तुम्हारा वियोग हो जायगा | 

१९९४-सच्चा मित्र वह है जो दर्पणके समान तुम्हारे 
दोषोंको यथार्थरूपसे तुम्हें दिखा देता है । जो तुम्हारे अवगुणोंको 
गुण बतलाता है वह तो खुशामदी है, मित्र नहीं ! 

१९९०-उठो, आल्स्य मत करो, सच्चे धर्मका आचरण 
करों, धर्मका आचरण करनेवाला ही लछोक-परछोकमें सुखी रहता 
है | बुरे मार्गम भूलकर भी मत जाओ | 

१९९६-प्रेम सदा ही सहनशीछ और मधुर है, ग्रेम ईर्ष्या 
नहीं करता, आत्माधा नहीं करता, गर्व नहीं करता, दुष्ट 
आचरण नहीं करता, खार्थकी चेश नहीं करता, शीघ्र क्रोध 
नहीं करता, बुरा नहीं मानता, भधर्ममें सुखी नहीं होता और सदा 
सत्यके साथ आनन्द करता है । 

१९९७-सारे छछ-कपट छोड़कर श्रीरामसे प्रेम करो, 
अरे, जो खामी सारा शरीर देख चुका है, उससे छिपाना क्या है ? 

१९९८-इस असार संसारके उल्ट-फेरके फेरमें न पड़कर 
सर्वत्र समताका पवित्र भाव हृदयमें रक्खो; सबेभूत-प्राणियोमिं समता 
रखना ही मगवान्‌की सबसे बड़ी भक्ति हे | 

१९९९-भगवान्‌की शरण होना और उनके दर्शनके लिये 
हृदय्से प्रार्थना करना साधकका परम कत्तंन्‍्ब है | जिसको 


२६९१५ संत-बाणी 


ईश्वरका साक्षात्‌ हो चुका है, उसके लिये तो आशा या याचनाकी 
कोई वस्तु ही नहीं रह जाती | 
२०००-सांसारिक विषयोंमें उपरामता, ईबरकी आज्ञाका 
पान और ईखरकी इच्छासे जो कुछ हो रहा है, उसीमें प्रसत 
रहता, यही सच्ची भक्तिके लक्षण हैं | 
२००१-हाथ और मनको काममें छगे रहने दे, परन्तु 
अपने हृदयकों तो केवल भगवान्‌में ही रख, भगवान्‌ आत्मा हैं | 
आत्मामें निवास कर, आत्मामें कर्म कर, आत्मामें प्रार्थना कर, सब 
वुछ आत्मामें ही कर, व्‌ भी आत्मा ही है, भगवानकी मूर्ति ही हे। 
२००२-तुम अपनी प्रत्येक वासनाको जीत सकते हों, 
क्योंकि तुम उसी अनन्त परमात्माके ही अंश हो, जिसकी शक्तिका 
सामना कोई नहीं कर सकता | 
ह २००३-दूसरे किसीमें भी ममता न रहकर एक भगवानमें 
जो अनन्य ममता होती है, उसीकी प्रेम कहते हैं | इसी ग्रेमको 
भीष्म, प्रह्द, उद्धव और नारद आदिने भक्ति बतलाया है । 
२००४-सद्दिचारोंके परायण होना ईखरकी कृपाका चिह्द 
है । भगवत्कृपा बिना किसीका परम कल्याण नहीं हो सकता । 
२००७-सत्कर्म करनेवालोंकी देवता भी सहायता करते हैं 
और असत्‌-मार्गपर चलनेवालेका साथ सगा भाई भी छोड़ देता है । 
२००६-इस संसारमें दो ही अमूल्य रत्न हैं, एक भगवान्‌ 
और दूसरा संत । इन दोनोंका कोई मोल-तोल नहीं हो सकता । 
२००७-विरागकी प्राप्से ही मनुष्य पिरक्त होता है, विस 
होनेपर ज्ञान होता है तमी उसका जन्मक्षय होता हे, तभी उसे 


संत-वाणी २६३ 


ब्रह्मचर्यका फल मिलता है, तब उसका कर्तव्य समाप्त हो जाता 
है फ़िर उसे यहाँ आकर जन्म नहीं लेना पड़ता | 
२००८-विषय-सुखोंके त्यागद्यारा जिन्होंने भय और राग- 
हेषकों छोड़ दिया है, ऐसे त्यागी पुरुष ही निम्नन्थ कहलाते हैं | 
२००९-सूर्यकी किरणें सब जगह समान पड़नेपर भी 
जल और दरपंणमें प्रकाश अधिक दिखायी देता है वैसे ही 
भगवान्‌का विकास सबके हृदयोंमें समानरूपसे होनेपर भी साधुके 
हृदयम उसका विशेष ग्रकाश होता है । 
२०१ ०-बैठे-बैठे अँधेरमे क्‍या ट्टोल रहे हो ? प्रकाशकी 
खोज करो । वह प्रकाश है भगवत-प्रेम, भगवत्‌-निष्ठा । 
२०११-एक बार अपने अंदर प्रेमकी आग जाने दो, 
फिर तुम्हारे जिस दोषके साथ उसका स्पर्श होगा, वही दोष 
जल जायगा | तुग्द्दारा प्तृशपनन जल जायगा, अहंकार नाश हो 
जायगा, “मैं! 'मेराः आदि भाव भत्म हो जायँगे और जब नया 
भाव सुलग उठेगा तब उसके तापमें ग्रेमसे इतना महान्‌ सुख 
मिलेगा कि उसके सामने विश्वका सारा सुख तुच्छ हो जायगा | 
२०१२-किसीके दोष न देखा करो | इससे आँख और मन 
दोनों मलिन होते हैं और जगतूमें पापका बोझा बढ़ता है | इसलिये 
जो कुछ देखो अच्छाईंकी ओर लक्ष्य रक्खो | अच्छाई ही सत्य और 
जीवन है | भगवानको छोड़कर कोई भी पूर्ण नहीं है यह न भूलो 
२०१३-दूसरेकी सुखी देखकर प्रसन्न दोना, हुखी देखकर 
उसकी सहायता करना, पर दुखी देखकर कभी ग्रसन्न तो होना ही नहीं | 


श्द्र संत-चाणी 


इंखरका साक्षात्‌ हो चुका है, उसके लिये तो आशा या याचनाकी 
कोई वस्तु ही नहीं रह जाती । 
२०००-सांसारिक विषयोंमें उपरामता, इबबरकी आश्ञाका 
पालन और ईश्वरकी इच्छासे जो ठुछ हो रहा है, उसीमें प्रसन 
रहना; यही सच्ची भक्तिके लक्षण हैं | 
२००१-हाथ और मनको काममें लगे रहने दे, पल्तु 
अपने हृदयकों तो केवल मगवानूमें ही रख, भगवान्‌ आत्मा हैं । 
आत्मामें निवास कए आत्मामें कर्म करे, आत्मामें प्रार्थना कर, सब 
कुछ आत्ममें ही कर व्‌ भी आत्मा ही है, भगवानकी पूर्ति ही है | 
२००२-तुम अपनी प्रत्येक वासनाको जीते सकते हों, 
क्योंकि तुम उसी अनन्त परमाम्माके ही अंश हो, जिसकी शक्तिका 
सामना कोई नहीं कर सकता । 
ह २००३-दूसरे किस्तीमें भी ममता न रहकर एक भगवानमें 
जो अनन्य ममता होती है, उसीको प्रेम कहते हैं | इसी ग्रेमको 
भीणा, प्रहाद। उद्धव और नारद आदिने मक्ति बताया है । 
२००४-सद्दिचारोंके परायण होता इखरकी कृपाका चिंह 
है । भगवल्कृपा बिना किसीका परम कल्याण नहीं दो सकता । 
२००५-सत्कर्म करनेवाढोंकी देवता भी सहायता करते हैं 
और असत्‌-मार्मपर चढनेवलिका साथ सगा भाई भी छोड़ देता हैं | 
२००६-इस संसारमें दो ही अमूल्य रक्त हैं, एक भगवान्‌ 
और दूसरा संत । इन द्वेनोंका कोई मोल-तोल नहीं हो सकता | 
२० ०७-विशगकी प्राप्िसि ही मलुष्य विरतत होता हैं, व 
होनेपर शान होता है तमी उसका जन्मक्षय होता है। तीर ञसे 


संत-वाणी र६३ 


ब्रह्मचययंका फ़छ मिलता है, तब उसका कर्तव्य समाप्त हो जाता 
है फिर उसे यहाँ आकर जन्म नहीं लेना पड़ता | 
२००८-विषय-सुखोंके त्यागढ्ारा जिन्होंने भय और राग- 
टेषकों छोड़ दिया है, ऐसे त्यागी पुरुष ही निम्नन्थ कहलाते हैं | 
२००९-सुय्यकी किरणें सब जगह समान पड़नेपर भी 
जल और दर्षणमें प्रकाश अधिक दिखायी देता है वैसे ही 
भागवान्‌का विकास सबके हृदयोमें समानरूपसे होनेपर भी साधुके 
हृदयमें उसका विशेष प्रकाश होता है | 
२०१ ०-जैठे-बैंठे अँपेरमें क्या टटोल रहे हो ! प्रकाशकी 
खोज करो | वह प्रकाश है मगवत्‌-प्रेम, भगवत्‌-निष्ठा | 
२०११-एक बार अपने अंदर प्रेमकी आग जाने दो, 
फिर तुम्हारे जिस दोषके साथ उसका स्पर्श होगा, वही दोष 
जल जायगा | तुम्हारा पतूशपरन जल जायगा, अहंकार नाश हो 
जायगा, मैं! 'मेरा! आदि भाव भक्म हो जायँँगे और जब नया 
भाव सुलग उठेगा तब उसके तापमें प्रेमसे इतना महान्‌ सुख 
मिलेगा कि उसके सामने विश्वका सारा सुख तुच्छ हो जायगा । 
२०१२-किसीके दोष न देखा करो | इससे आँख और मन 
दोनों मलिन होते हैं और जगतमें पापका बोझा बढ़ता है| इसलिये 
जो कुछ देखो अच्छाईकी ओर ढक्ष्य रखो | अच्छाई ही सत्य और 
जीवन है । भग्वानको छोड़कर कोई भी पूर्ण नहीं है यह न भूलो | 
२०१३-दूसरेकों सुखी देखकर प्रसन होना, दुखी देखकर 
उसकी सहायता करना, पर दुखी देखकर कमी ग्रसन तो होना ही नहीं । 


श्र संत-वाणी 


ईस्रका साक्षात्‌ हो चुका है, उसके लिये वो आशा या याचनाकी 
कोई वस्तु ही नहीं रह जाती । 

२०००-सांसारिक विषयोंमें उपरामता, ईखरकी आज्ञाका 
पालन और ईख़रकी इच्छासे जो कुछ हो रहा है, उसीमें प्रसन्न 
रहना, यही सच्ची मक्तिके लक्षण हैं | 

२००१-हाथ और मनको काममें छगे रहने दे, परन्तु 
अपने हृदयकों तो केवल भगवानूमें ही रख, भगवान्‌ आत्मा हैं | 
आत्मामें निवास कर, आत्मामें कर्म करे, आ्मामें प्रार्थना कर, सब 
कुछ आत्मामें ही कर, व्‌ भी आत्मा ही है, भगवानकी मूर्ति ही है | 

२००२-तुम अपनी प्रत्येक वासनाको जीत सकते हों, 
क्योंकि तुम उसी अनन्त परमात्माके ही अंश हो, जिसकी शक्तिका 
सामना कोई नहीं कर सकता | 

२००३-दूसरे किसीमें भी ममता न रहकर एक भगवानूें 
जो अनन्य ममता होती है, उसीको प्रेम कहते हैं । इसी प्रमको 
भीष्ा, प्रह्मद, उद्धव और नारद आदिने भक्ति बताया है । 

२००४-सद्विचारोंके परायण होना ईखवरकी क्ृपाका चिद्र 
है । भगवत्कृपा बिना किसीका परम कल्याण नहीं हो सकता । 

२०००-सत्कर्म करनेवालोंकी देवता भी सहायता करते हैं 
और असत्‌-मार्गपर चलनेवालेका साथ सगा भाई भी छोड़ देता है । 

२००६-इस संसारमें दो ही अमूल्य रत्न हैं, एक भगान्‌ 
और दूसरा संत । इन दोनोंका कोई मोछ-तोल नहीं हो सकता । 

२००७-विशगकी प्रात्तसे ही मनुष्य विरक्त होता हैँ, बिरक्त 
होनेपर ज्ञान होता है तभी उसका जसाक्षय होता है, तभी उसे 


संत-वाणी २६३ 


ब्रह्मचर्यका फल मिलता है, तब उसका कतंब्य समाप्त हो जाता 
है फिर उसे यहाँ आकर जन्म नहीं लेना पड़ता | 
२००८-विषय-सुखोंके त्यागद्वारा जिन्होंने भय और राग- 
देषको छोड़ दिया है, ऐसे त्यागी पुरुष ही निग्नन्थ कहलाते हैं | 
२००९-सूयकी किरणें सब जगह समान पड़नेपर भी 
जल और दर्पणमें प्रकाश अधिक दिखायी देता है बैसे ही 
भगवानका विकास सबके हदें समानरूपसे होनेपर भी साथुके 
हृदय उसका विशेष प्रकाश होता है | 
२०१ ०-बैठे-बैठे अँपेरमें कया ठटोढ रहे हो ? प्रकाशकी 
खोज करो | वह प्रकाश है मगवत्‌-प्रेम, भगवत्‌-निष्ठा | 
२०११-एक बार अपने अंदर प्रेमकी आग जाने दो, 
फिर तुम्हारे जिस दोषके साथ उसका स्पर्श होगा, वही दोष 
जल जायगा । तुम्हारा 'तृशप्न जल जायगा, अहंकार नाश हो 
जायगा, मैं! 'मेर! आदि भाव भत्म हो जायँगे और जब नया 
भाव छुढग उठेगा तब उसके तापमें प्रेमसे इतना महान्‌ छुख 
मिलेगा कि उसके सामने विश्वका सारा सुख तुच्छ हो जायगा | 
२०१२-किसीके दोष न देखा करो | इससे आँख और मन 
दोनों मलिनि होते हैं और जगतूमें पापका बोझा बढ़ता है| इसटिये 
जो कुछ देखो अच्छाईकी ओर ढक्ष्य कल | अच्छाई ही सत्य और 
जीवन है । भगवानकों छोड़कर कोई भी पूर्ण नहीं है यह न भूछो | 
२०१३-दूसरेको सुखी देखकर प्रसन्न होना, दुखी देखकर 
उसकी सहायता करना, पर दुखी देखकर कमी प्रसन्न तो होना ही नहीं | 


श्ध्ड संत-वाणी 


२०१ ४-शोक, चिन्ता, भय, उद्देग, मोह और क्रोध--इन 
छ:से जो मुक्त है, वह सदा मुक्त है | 
“२०१०-अहा ! वह कौसा सुखी होगा जो प्रभुको सदा , 
समीप और अनुकूल देख पाता है | 
२०१६-सच्चा एकान्त कब हो ! जब भगवानूसे शून्य 
जीवनसे परे हो जाओ । 
२०१७-जिसका मन कमी भी विकर नहीं होता और 
सदा ही असल रहता है; वह सदा मुक्त ही है । 
२०१८-इढ़ निश्चय करके भगवान्‌की खूब भक्ति करनी और 
शरीर छूटनेसे पहले ही भगवानको प्राप्त करनेका प्रयत्न करना-- 
यही जीवका कर्तव्य है | 
२०१९-किसका संग किया जाय ? जिसमें तू! का 
भाव नहीं । 
२०२०-निन्‍्ध जीवनसे ब्रेर बॉँवकर ईश्वरके मित्र बनो । 
इख़रसे वेर बाॉँधकर निन्‍्ध जीवनसे प्रीति न करना | 
२०२१-एक छोठे-से जीवको भी अपनेसे नीचा मत समझो | 
बाहरी दुनियाकों देखो भी तो उपर-ही-उपरसे । भीतरी आँखेंको 
तो उस प्रभुकी ओर ही छुगाये रहो | 
२०२२-आगे-पीछेका विचार छोड़ों। जोहो गया है और जो होगा 
. उसकी चिन्ता न करों | वर्तमानमें अभुके मजनमें लगे रहो । 
२०२३-दूसरेकी चीज लेनेकी कभी इच्छा नहीं करनी 
चाहिये | इस नियमके पालनसे चोरी नहीं होगी; वूस नहीं ली 


खंत-बाणी श्द्ष 


जा सकेगी, किसीका न्याय्य हक नहीं छीना जायगा, मुफ्तमें कुछ 
भी नहीं लिया जायगा, परक्लीके प्रति विकोरसे नहीं देखा जायगा 
और केवल अपना हक ही लिया जायगा | 

२०२४-हृदय कब सुखी होता है? जब हृदयमें प्रभु आ 
विणजते हैं | 

२०२०-जिसपर ईवरकी कृपा होती है, सांसारिक सुखोंका 
उसको अभाव रहता है । 

२०२६-संतोंका एक ही रक्ष्य होता है---भगवान्‌ । किसी 
भी हालतमें उनका मन भगवानसे नहीं हटता । 

२०२७-अपने निवोहके लिये जो चिन्ता अथवा प्रपन्न 
नहीं करता वही सच्चा विश्वासी है । 

२०२८-अहंभावकी छोड़कर विपत्तिको भी सम्पत्ति मानना 
ही सच्चा सन्तोष है । 

२०२९-उच्च और पवित्र भावना एक ऐसी-अद्भुत वस्तु है 
जो मनुष्यके मनमें आकर भी स्थिर नहीं रहती । उसका तो. 
मनुष्यपर बहुत प्रेम है, किन्तु मनुष्यकी उसपर प्रीति हो तब न । 

२०३ ०-इस नाशवान्‌ संसारमें जो आसक्त नहीं है वही सच्चा 
ऋषि है। तछ्लीन होकर रवरके गुण गाना, मत्त होकर ग्रभुके संगीत सुनना 
और प्रभुकी अधीनता मानकर काम करना ही ऋषिका पर्म है | 

२०३१-जो ईखरमें लीन रहता है वही सच्चा संत है । 

२०३२-अपना भार दूसरेपर न लादना और बिना संकोच 
दान करना बड़ी दिलेरीका काम है | 


२६६ संत-वाणी 


२०३३-इवरमें निमग्स होना भावावेशमें अपनेपनका नाश 
करना है | 
२०३४-वास्तविक साक्षात्कारमें एक ईखरमें ही स्थिति होने- 
के कारण अहंता और ममताका नाश हो जाता है । ऐसी हालत 
नुम अपने शरीर और जीवको नहीं देख पाओगे | 
२०३०-सारी रात बिना नींदके प्रभुका स्मरण करनेवाल 
गैर दूसरे यात्रियोंके उठनेके पहले ही मंजिल तय कर लेनेवाला मलुष्य 
गी सच्चा प्रभु-सक्त और सत्पुरुष है । 
२०३१६-जहाँ ईख़रकी चर्चा होती है, वही खर्ग है । 
२०३७-जहाँ विषयोंकी चर्चा होती है, वही नरक है । 
२०३८-हे प्रभो ! तेरे सित्रा मेरा कोई नहीं, तू मेरा है तो 
र सब कुछ मेरा है । 
२०३९-हे ग्रभो ! में तो तुम्हींको चाहता हूँ भोर कुछ भी 
हीं | तुम महानू-से-महान्‌ हो, परम कपालु हो; मुझे तुम्हींसे 
न्ति मिलेगी | मुझे अपनेसे जरा भी अछग न करना, मेरे सामने 
ने सिवा और किसीको न आने देना | 
२०४०-ईखरकी कृपाके बिना मलुष्यक्रे प्रयललसे कुछ भी 
१ मिल सकता | 
२०४ १-ईखरके ग्रुणोंका अपनेमें आरोप करनेवाला योगी 
महै। ेल्‍ 
२०४२-अन्तःकएणमें एक भण्डार है, उस भण्दारमे एक 
है, वह रत्न है प्रभु-ग्रेम | इस रत्ञको पानेवाला ही ऋषि हैं । 


संत-वाणी श्६७ 


२०४३-मनुष्य ज्यों-ब्यों संसारी परदोंसे ढकता जाता है, 
त्यों-ही-तयों वह प्रभुकी पूजा और साधना छोड़ता जाता है | 

२०४४-जो ईखरको जानता है वह ईख़रकों छोड़कर और 
किसी बातकी चर्चा ही नहीं करता | 

२०४५-संत वही है जिसे कोई भी विषय मलित नहीं कर 
पाता, बल्कि मलिनिता भी जिसे छूकर पवित्र हो जाती है | 

२०४६-सत््य और ग्रियवाणी, अह्मचय, मौन और रसत्याग- 
इन चारका सेवन करनेवालेम सदा सिद्धियाँ बसती हैं । 

२०४७-पीड़ाकी आग तो उसीको सता सकती है जो 
इरको नहीं पहचानता | ईख़रकों जाननेवाला तो धघकती हुई 
आगकी भी ठंढी और सुखदायक जान पाता है। 

२०४८-जो इश्वरके नजदीक आ गया उसे किस बातकी 
कमी ? सभी पदार्थ और सारी संपत्ति उसीकी है | क्योंकि उसका 
वह परम प्रिय सखा सर्वव्यापी और सारी सम्पत्तिका खामी है | 

२०४९-त्याग तप है | त्यागके बिना न तेज है, न उत्कार 
है, न शान्ति है, न प्रसन्नता है, न आनन्द है और न मुक्ति ही 
है। ध्याग करो--घरका नहीं, दी-पुत्रोंका या धनका नहीं, त्याग 
करो क्रोधका, कड़वी वाणीका, विषयमोगका, मनकी विविध 
कामनाओंका, दूसरेको दुःख देनेवाले खभावका, आरुसथका, 
अभिमानका, आसफ्तिका, ममताका और अहड्ढारका | 

२०५०-कोईके बन जाओ, खामी बना लो | खाभी समथेको 
जनाओ | सबसे समर्थ हैं---भगवान्‌ | भाघानंके बन जाओ | 


हे संत-वाणी 


भगवानसे विवाह कर छो | हाथ पकड़ लो | वे पकड़ा हुआ हाथ 
नहीं छोड़ते | दयाढु हैं, समर्थ हैं, देखो, अगर तुम छोड़ भी दोगे 
तो याद रक्खो, भगवानके बन जानेपर भगवान्‌ कमी भूछते नहीं | 
छाड़ते नहीं । 

२०५१-या तो जेसे बाहरसे दिखाते हो वैसे ही भीतरसे 
बनो, नहीं तो जैसे भीतर हो वैसे ही बाहरसे दिखाओ | 

२०५२-अमुर्मे ही सब लोगोंकी स्थिति और गति देख 
सकनेपर ही पक्के पायेपर प्रभु-दर्शन हुए जानना | 

२००३-धर्मकी भूख बादलके समान है। जहाँ वह बराबर 
जमी और चातककी-सी आतुरताकी गर्मी बढ़ी कि तुरंत ईश्वरकी 
कृपाका भमृत बरसने लगा | 

२०५४-तीन बातें ध्यान देने छायक हैं--( १ ) जब कभी 
किसी बुरे आदमीसे काम पड़ जाय तो उसके नीच खमाबको 
अपने भले खभावसे ढक लेना, इससे ख़यं तुम्हें सन्‍्तोष होगा, 
( २) जब कमी कोई तुम्हें दान दे तो पहले कतज्ञ होना उस 
प्रमुका, उसके बाद उस उदारहदय दाताको धन्यत्राद देना, 
(३) जब कमी विपत्ति आ पड़े तो तुरंत विनीतभावसे उस 
विपत्तिकों सहनेकी शक्तिके ढिये ग्रभुसे प्राथना करना । 

_२०५५-जब-जब मनर्मे अश्ान्ति हो, तब-्तव समझना 
चाहिये कि मैं भगवान्‌को गे गया हूँ और इसलिये उस समय 


मगवानका स्मरण करना चाहिये । 
२००६-पधर्म, संत्य और तप--यही जीवकी सार सप्ति हैं | 


खंत-वाणी २६९ 


२००७-जो यह जानते हैं. कि रवर हमांगा हर एक काम 
देखता है, वे ही बुरा काम करनेसे डर सकते हैं । 

२०५८-यहाँकी लक्ष्मी तो जीवके लिये भाररूप, चिन्ता, 
भय, क्लेश, श्रम, दुःख और मदको देनेवाढी है और अन्तमें जन्म- 
* मरणके चकरमें डालनेवाली है | 


२०५९-शरीरका त्याग करनेसे मगवानकी .ग्राप्ति नहीं होती, 
उनकी ग्राप्तिका एकमात्र सहज उपाय है निष्काम भजन--- 
अहैतुकी भक्ति | 


२०६ ०-कोई मजन गाता हो, व्याख्यान देता हो, नाचता- 
कूदता हो और गाता-गवाता हो, पर यदि वह सदाचारी न हो तो 
उसका त्याग कर देना चाहिये | 


२०६१-दुराचारी संक्रामक रोगीकी अपेक्षा भी अधिक 
भयद्ूर है | दुराचारके समान कोई दूसरा संक्रामक रोग नहीं है । 

२०६२-विशुद्ध प्रभुप्रेम जगत्‌में एक दुर्लभ पदार्थ है। 
मनमेंसे कपट्युद्धिको दूर करनेका जब मैंने प्रबल प्रयत्न किया, 
तब उस प्रभुने अनेक सदगुणोंके रूपमें आकर मेरे हृदयपर अधिकार 
कर लिया | 

२०६३-जो मनुष्य परत्रीके साथ या ख्री-सम्बन्धी बातें 
करनेमें रस लेता हो, निज हो, ऊपरसे मीठी-मीठी बातें ब्वाने- 
बाला हो, और रास्तेमें चलते-चलते खाता हो, उसका संग कमी 
नहीं करना चाहिये । ऐसे लोग ग्रायः हृदयके कपटी और दुष्ट भाव- 
वाले होते हैं । 


जी संत-बाणी 


२०६४-संत ईख़रपरायणताकी ऊँची अवस्थामुं अपार छुख 
शान्ति भोगते हैं | वे संसारसे दूर भागे हुए होते हैं | वे न किस 
चीजके मालिक होते हैं और न किसी चीजके गुलाम ही । 

२०६५-जो न तो दुनियाकी किसी चीजपर अपना बन्धस् 
ही रखते और न खुद किसी बन्धनमें बँवते हैं, वे ही संत हैं 

२०६६-सच्चे संतका धर्म बाहरी आचार और पहिता 
दिखानेें नहीं है। उनका धर्म है पवित्र चज्नि होकर हैक 
अनुसरण करना, जो बाहरी दिखावे और ज्ञानकी बातें रट लेने 
नहीं मिल जाता । 

२०६७-मुक्त रहना, बीर बनना और बाहरी मुख-बेमव्ते 
अलग रहना, खखिरकों पातेके लिये पशुदृत्तियोंकी गुलामी छोड़ 
रेता--यह सच्चे संतका खमाव है | इस उत्तम खभावसे संत्तारदी 
मेत्रताकों छोड़कर खिरसे स्नेह जोड़नेकी शक्ति आती है। 

२०६८-जिनकी सदा इसकी ओर दृष्टि है और जो 
पंसारसे विरकत हैं, वही संत हैं | 

२०६९-जो दुराचारिकि अध्याचारोंसे कभी जण भी 
यधित नहीं होते, वे ही महापुरुष हैं । 

२०७ ०-परमेशर्के नामपर छोगेंको अपनी ओर पसीटनेवाले 
अर्भधषजी बहुत-से हैं । उनसे बचकर रहना | 

२०७१-एक ईखसेमीके हिये सभी ख मन्दिर हैं। सभी 


दिन पूजके दिन हैं. और सभी महीने अतके हैं. । वह जहाँ रहता 


है, इरके साथ रहता है। 


संत-वाणी २७१ 


२०७२-उसः के अख़तित्वका ज्ञान होते ही मैंने अपने 
अख्तिबवकी ओर देखा, तो वहाँ भी मुझे उसीका अस्तित्व 
दिखायी दिया । 

२०७३-प्रभु अपने प्रेमियोंको ऐसी जगह रखता है, जहाँ 
साधारण छोग पहुँच ही नहीं पाते | जो छोग उस जगह पहुँच 
गये हैं, उनको जनसाधारण पहचान ही नहीं सकते कि वे 
प्रभु-प्रेमी हैं । जब कभी मैंने उस प्रभुके सौन्दर्यकी बात छोगोंसे 
कही तो उन्होंने मुझे पागल बतढाया |... 

२०७५-जिस किसीने साधु पुरुषोंका सहवास किया है, 
वही ईश्रको पा सका है। 

२०७५-हे प्रभो | तुम जब मेरा सदा स्मरण रखते हो, 
तो मेरे आखिरी साँसतकके हर एक साँसके साथ तुम्हारा नाम रहे, 
मन भी सदा तुम्हारे स्मरणमें छगा रहे और तन और जीवन भी 
तुम्हारा अनुसरण करते रहें । 

२०७६-हे प्रभो ! तुमने मुझे अपने लिये ही रचा है 
और तुम्हारे लिये ही मैं जनमा हूँ | कृपाकर अपनी सी हुई 
किसी भी बस्तुके प्रति मेरे मतमें मोह न उत्पन्न होने देना | 

२०७७-मनुष्य ज्यों ही यह मानने छुगता है कि मैं कुछ तो 
जानने लगा, तभीसे उसके ज्ञानक्रे द्वार बंद हो जाते हैं। 

२०७८--पुरुषकी छिपी कामवासनामें यदि स्रीका देखना, 
छुनना, एकान्तमें मिडना और बातचीत करना चल्ता रहता है 


तो वह वासना बढ़कर प्रत्यक्ष कामनाका रूप धारण कर लेती है 
और फिर सहज ही मनुष्यका पतन हो जाता है । 


२७२ संत-वा्णी 


२०७९-श्ीसम्बन्धी साहित्य पढ़ना, श्रियोंके चित्र देख 
और उनके उृत्य-गानके दुश्म देखना आदिसे दुर्वासनाकी एह 
ही वृद्धि होती है । 

२०८०-हब्ियोंके साथ बात करनेसे विकार बढ़ता है अं 
स्पर्श करनेपर तो मानो वह पूरा बढ़ जाता है । 

२०८१-मानव-जीवन भोग भोगनेके लिये नहीं मिला है 
इसके द्वारा मोक्ष अथवा भगवानकों पालेनेमें ही इसकी सह 
सार्थकता है | 

२०८२-साधुओंका समागम करनेसे प्रमुग्रेमहपी पुन्दः 
बादल उमड़ेंगे और उनसे ईखर-अनुग्रहका खच्छ जरू बत्सेग, 
किम्तु जब तुम उस ग्रभुका ही समागम करने छग जाओगे तत्र तो 
उन बादलोँसे प्रेमके अमृतकी वर्षा होने छगेगी । 

२०८३-जो ईखरकी ओर जाता है उसे वह कुछ रेसी 
वस्तु दे देता है जिससे उसका अपना सब कुछ चढा जाता 
है और उसके बदलेमें भजन, भाव, उपासना, प्रार्थना आदि देवी 
पदार्थ प्रभुकी ओरसे उसे मिछते रहते हैं | 

२०८४-खर्य इखर बिसका मार्गदर्शक है। उसका रा 
अपने भरोसे ही चढनेवालेके रास्तेसे कहीं अधिक छघुगम और 
होठ है। क्योंकि सिंवर अपने आश्रितकों दिव्य री मदन 
करता है, जिससे वह अपने सीधे रास्तेको सरव्तासे के लेता है। 

२०८५-रास्ते दो हैं--शक ढंवा दूपा छथ। हवा 
रास्ता भक्तके पाससे शुरू होकर भगवानकें पाप जाता है 
शोट रास्ता भगवानके पससे शुरू होकर भक्तके पास आता है । 


संत-वाणी ०७३ 


२०८६-किये बिना मिलनेका नहीं | जैसा करता है बेस, 
मिलता है; पहले किया है, वेसा अब मिल रहा है और अब जैसा 
करोगे; वैसा आगे मिलेगा | ह ' 

२०८७-कुटुम्ब-पाठन और विषयभोग तो पश्चु-पक्षी भी 
करते हैं | फिर तुम मनुष्य होकर कुट्ुग्ब-पालन और विषयभोगमे 
ही अपनी आयुको क्यों खो रहे हो : देखो तो सही | 

२०८८-जब तुम पूरी तरहसे अपना विनाश कर झोगे 
तभी तुम "पूर्ण! बनोंगे । 

२०८९-खर्ग और मृत्युलोकके सारे जीवनमें किये हुए 
धर्मानुष्टानोंकी अपेक्षा पठभरका पवित्र प्रभु-समागम कहीं श्रेष्ठ है | 

२०९०-मनुष्यके विचार उसके इतने अधिक समीप हैं. कि 
जितने समीप उसके हाथ, पैर और आँख-कान आदि अर मी 
नहीं हैं। मनके विचारोंका आत्माके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है, 
जब कि हाथ-पैर तथा आँख-कान आदि तो भनके सेवकमात्र हैं। 

२०९१-इईस्वरके प्रेमियोंक छिये है उसका स्नेह और 
पपियोंके लिये है उसकी दया | 

२००९२-जागो, उठे और छग जाओ | ऐसा अवसर फिर 
जल्दी नहीं आयेगा | ईशख़रका मजन करो । अपने पास कुछ हो 
तो दान करो । मूलेको मार्ग बताओ । दुखीकी सहायता करो तथा 
मन और इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर भगवानूमें लगाओ | 

२०९३-माता-पिताकी आज्ञाका पान करना, उनकी सेवा 
करना सन्तानका धर्म है | निष्काम भावसे या भगवदबुद्धिसे हो 
तो इतने ही धमके पालनसे मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है । 


सं० वा० १८-- 


335 संत-वाणी 


*.._२०९४-पलभरका ईख़रका सहवास हजारों वर्षोंकी साधनासे 
कहीं अधिक उत्तम है। 

२०९५-ाधुओंका बात ते बहुत पहन छेते हैं। एल्तु 
ईुवर तो चाहता है मनकी शुद्धि और व्यवहारकी सात्तिकताका बाना | 

२०९६-ऐसे छोगोंकी ही सड्डति करना जो श्ञानामिसे 
शुद्ध होकर पभुके ममतारूपी अमृतसागरमें ड़्बे हैं। 

२०९७-मनुष्यका यह धर्म है कि वह बिना किसी भेदभाव- 
के दुःखमें पढ़े हुए जीवकी यथाशक्ति सहायता करे--उसे कश्से 
बचावे और सुख पहुँचावे | 

२०९८-जो श्रोता अ्रभुको पानेक्री $च्छा नहीं रखता उससे 
बात मत करो, और जिस वक्ताकों प्रभुके दर्शन नहीं हुए उसकी 
वात मत सुनो । 

२०९९--सच्चे प्रभुगओेमी बनकर मिस किसी ओरे देखोंगे, 
वहीं ईश्वर ही दिखायी देगा | कारण, ईश्वर सत्र विधमान ह ही । 

१००-यदि किसीके पास धन आये तो उसे तुरंत 

भगव्ग्ीत्यर्थ लोकपेवाके काममें छगाना आरम्भ कर दना चाहिये ) 
धनकी सार्थकता भर सफलता इसीमे है | भगवान्‌वी पसन्‍नताके लिये 
व्यय किया हुआ धन भगवानकी प्रसन्‍नताका तथा भगवद्यात्तिक! 


कारण होता है | 
२१०१-पूरी छानसे काम करके उसे इवरकों समर्पित कर 


देनेबाला ही सा साधु है । 


संत-वाणी २७५ ' 


२१०२-्रम-प्रेमी ही प्रभुको पाता है और जो प्रभुको पा 
लेता है. वह अपने-आपको भूछ जाता है। उसका अहंभाव नष्ट 
हो जाता है [. ह 

२१०३-पोधियोंके पण्डित धर्मका उपदेश दूसरोंको सुनानेमें 
ही लगे रहते हैं, किन्तु सच्चे साधु अपने-आपको सुनाते हैं और 
खय॑ उसपर आचरण करते हैं । 

२१०४-छोगोंक्े आगे रोनेकी अपेक्षा प्रमुके आगे रोभोगे 
तो सच्चा लाभ होगा | 

२१०५-तुमने “उसे! कहाँ देखा /--जहाँ मैं ख़ुद खो 
गया | अपने-आपको में नहीं देख पाया वहाँ ! 

२१०६-मैं नहीं कहता कि काम मत करो | काम जरूर 
करो; किन्तु अपनी शक्ति और सम्पत्तिके सहारे नहीं, उस ग्रभुकी 
शक्ति और सम्त्तिके सहारे करो | वह करावे तभी करो ! 

२१ ०७-साधु पुरुषो | सावधान रहना । फकीरो | फकीरी 
पोशाकसे ही तुम्हें उसके दर्शन नहीं हो सकेंगे | इन बाहरी 
साधनोंमे ही साधुता मान बेठनेसे तो हानि ही होगी | 

२१ ०८-यदि ईश्वरप्रीत्यथ ही सब कुछ किया जाय या अपने 


को निमित्तमात्र मानकर अपने ऊपर कर्दृलका अभिमान न छाद्ा 
जाय तो कोई भी कर्म मनुष्पको बाँध नहीं सकता | 


२१०९-क्या कसेसे 'जाग्रत्‌ रहा जा सकता है! हर एक 
स्रासके साथ यही समझो कि बस यही अन्तिम जास है | 

२११ ०-आत्म-वसज॑न ही प्रेमका मूल मन्त्र है | ग्रेमास्पद- 
का हित और मुख ही प्रेमीका परम सुख है । प्रेमास्पद उसके 


२७६ संत-वाणी 

प्रेमक्ा तिस्‍कार करे; उसे ठुकरो दे; पर ग्रेमीके पाते इन सुद 
बातोंकी ओर देखनेके लिये चित्त ही नहीं है | उसका चित्त तो 
- सहज ही आपने प्रेमास्पदम लगा है। 

, २१! !-हस दुनियाके कोटीले झाइ़के नीचे बैठकर प्रभुका 
ध्यान करना मुझे पसंद है; किन्तु खगके कश्पतरके नीचे वेठकर 
इसको भूल जाना मुझे पसंद नहीं। * 

२११२-इरके मार्ग पहले व्याकुरता, तीर गिज्ञत्ता षौ्‌ 
पीछे निर्मक्ता, पश्चात्ताप, - प्रभुकी महिमाका कीर्तन और परमान्न- 
दर्शन क्रमशः आते हैं | ह 

२११ ३-पक्ित्र बनो | झर ख्य पढक्रि है और वह 
पवित्रत्मापर ही अपने प्रेमी इृष्टि करता है | 

२११४-सचचा संत 'इख़रकी गोदमें हँसने, खेलनेवाला छुन्दर 

बाढ़क है । खरकी गोदमें संत बिता फिती संकीचके सेल्ता- 
कूदता और गाता-बनाता रहता है। ह 

२११५-अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तुको अपने फमप्रिय सखी 
सरमाह्माके ढिये न्योछाबर कर दो, यही प्रमुेमका उक्षण है | 

२११६-गहरे उतरकर तुम उसकी खोज नहीं करते 
'सीहिये तो उसे नहीं पो सकते । 

२१ १७-महुष्यने अरुकों देखा नहीं है इसीलिये वह विपय- 


परेगेंके पीछे दोइता फिरता है । उसने उसे देख लिया होता तो 


हू दूसरी चीजेंके पीछे क्यों दौड़ता फिरता | 


संत-वाणी २७७ 


२११८-अपने मनमें सोचकर देखो क्‍या वास्तव तुम्हें 
प्रभुको प्राप्त करनेकी अमिलाषा है! यदि यथार्थ ही उन्हें पानेकी 
अभिवाषा है तो अवश्यमेत्र पूरी होगी | 


२११९-जिस प्रकार वर्षाऋतुके आनेपर जल बारसता है, 
बिजली चमकती है, मेघ गर्जना करते हैं, हंवा जोरसे चलने ढगठी 
है, कूल खिल उठते हैं और पक्षी आनन्द डूबकर कूजने छाते . 
हैं, उसी प्रकार परमात्मके दर्शन हो जानेपर आनन्दित होकर 
नेत्र जल्वर्षा करने लगते हैं, ओंठ मृदु हास्य करने छगते हैं, 
अन्तरकी कछी खिल उठती है, आनन्दके श्लेकेसे मस्तक हिलने 
लगता है, प्रतिक्षण उप्र प्रिय सखाके नामकी गर्जना होने हुगती 
है और ग्रेमकी मस्ती ग्रभुके गुणगानमें सराबोर कर देती है | 

२१२०-जो मनुष्य अपनी बड़ाई सुनकर उसका बिरो 
करता हुआ भी मन-ही-मन प्रसन्न होता है, वह मूर्ख है और 
प्रायः दूसरोंके द्वारा ठगा जाता है। 


२१२१-प्रभुकी पूजा करना ही सच्चा कर्तव्य है, उसकी 
खोज करना ही सच्चा रास्ता है, उस परमात्माका दर्शन होना ही . 
एक सच्ची कथा है | 


२१२२-जिस व्यक्तिका अहंकार जितना अधिक होता है | 
उसके दुःख भी उतने ही अधिक हांते हैं ! अहंकारकी बृद्धि ए 
प्रकारका पागलपन है । 


२१२३-प्रमु-ह्रणकै हिये संसारकों भूछ जाओ और 
परलोककी बात भी मत सुनो । 


२७८ संत-वाणी - 


ु २१२४-सश्मिसे भनको खींचकर सश्टमें ढगाना ही वेश 
है । इवरेतर सब चीजोंसे परे रहना झ़रके समीप जाना है। 
९ १२०-सूष्टि और न्रष् तथा विधान और विधाताकों एव 
समझमेमें ही पूर्णता है | 75 ५ ५ 
२१२६-छोक-कंल्योणकी अपने कल्याणते भी अधिक 
मानना ही सच्ची साधुता, महत्ता और उदारता है। 
२१२७-जिस ढोक-कल््याणमें अभिमानका पुट है वह तो 
मोह है--ाज्य है। पा 
| २१२८-इस समय तुम्हें जो क्षण प्राप्त है वही तुम्हारा 
सबसे बढ़कर कीमती धन है | आध्याकिक जगतूमें काल नामकी 
वस्तु ही नहीं है, इसीलिये भूत और भविष्य भी नहीं हैं | 
२१२९-जिसत प्रकार स्नान आदिसे प्रतिदिन शरीर सच्छ 
करना जरूरी है उसी प्रकार मनको भी रोज खच्छ करना चाहिये | 
मतको धोनेके लिये भगवानका मजन ही खच्छ सरोवर है । 
२१३ ०-इँवर भीतरकी छोटी-से-छोटी बातकों भी देख रहा 
है--इस बातको एक क्षण भी न भूले । 
२१३६१-जिस साहित्यसे मन कामनाएँ जाग्रत्‌ हों। मंद 
विषयोंगे जाय; उसे मलिन साहित्य मानकर उसका त्याग करना 
चाहिये । और जिससे कामनाएँ घटें, मन भगवावके अति प्रीति 
उत्पन्न हो, मन तिर्मल . हो उसे शुद्ध साहिय मानकर उसको 
अध्ययन करना चाहिये । जी ह 
२१३२-जिसके मनमें कामवासना अब हो उसके छिये 
- विवाह कर ढेना ही उचित है । ऐसा करनेते वह दूसरे पापों थोः 


संत-वाणी २७९ 


संड्डूटोंसे बच जाता है | मेरी भी नजरमें अगर दीवार और घभौरत 
एक-सी न ढुगती होती, तो मैंने भी विवाह कर लिया होता ६ 38 

२१३३-जिन भगवानने तुम्हें शक्ति, साधन, सम्पत्ति दी है, 
वे प्राणिमात्रके हृदय बसते हैं; अभिमान छोड़कर उन्हें उनकी 
सेवामें खर्च करके भगवानकी सेवा करो |... 

२१३४-मभाग्यशाढी कौन ! जो इबरकी भक्ति करके उसके 
प्रेमका खाद चलकर इस ठोक और परलेकमें शान्ति पाता है। 

२१३०-सावधान रहना, जो आदमी तुम्हारे आगे द्सरों- | 
की निन्‍दा करता है, वह दूसरोंके आगे तुम्हारी निन्‍्दा अवश्य करता 
होगा | ऐसे आदमीकी बातोंमें मत फेंसना, नहीं तो बड़ी भारी 
विपत्तिका सामना करना होगा । 

२१३६-सदा प्रमुसे डरकर चलना और मूलकर भी किसी- 
का अहित न चाहना, न करना | 

२१३७-ईख्रपर विश्वास रखकर जो भी काम किया जाता 
है वही मड्डलमय हो जाता है | विश्वास मुख्य वस्तु है | 

२१३८-जगतूमें सत्य और प्रिय बोलनेवाले बहुत ही दुर्लभ 
हैं। कभी वे मिलें तो उनके दर्शनसे, उनको प्रणाम करके, उनको 
संतुष्ट करके, उनका सत्सज़् करके पवित्र हो जाओ | 

२१३९-सदा सत्पुरुषोंकी सज्ञतिमें रहना । 

२१४ ०-सावघान ! परलीकी ओर कभी दृष्टिपात भी न करना | 


२१४ १-दिवसक। पहला और आछिरी प्रहर प्रमुके गुणगान, 
पठन और गुण-श्रवणहवीमें बिताना | 


९8 संत-वाणी 


२१४२-इवरोपासनाको परम कर्तव्य मानकर उसमें रूगे 
रहना । 

२१०३-साधनाके डिये निर्जनताका भाश्रय बहुत ही 
उत्तम है। ः 

२१४४-सब बातोंकों छोड़कर अपने एकमात्र पत्म मित्र 
परमात्मामें छीन होना ही योगकी ऊँची अवशा है | 

२१४५-जो वस्तु--जो स्िति तुम्हें हवरसे दूर रखती है 
उससे तुम खयं दूर रहो, यही निदृत्ति है। 

२११६-सांसारिक सम्पत्ति छोड़कर परमात्मा समाषी हुई 
सच्ची शान्ति पाना ही सच्चा वैराग्य है | अध्यात्ज्ञनकी प्रात 


करना ही सच्चा विलास है | 
२१४७-मनमे जो कामनाएँ उठे, उन्हें मनमें ही लीन का 


दो | छुखके लिये कभी कामना मत करो | कामना न कलेपे ही 


यथार्थ छुखका अनुभव होगा । 
२१४८-जिसकी दृष्टि जन्म और मरण समान हैं वही 


सच्चा साधु है। .. 
२१४९-लोगोंकी नजरमें जिसका दरजा ऊँषा हो गया है, 


समझ लो वह बहुत ही हलका मतुष्य है। 
०५०-जिसस प्रभुग्रेमीको दुतियाके लोग नाचौज, पागठ 


२१ 
और वेसमझ समझते हैं, वह सबसे ऊँचा है । टुनियावी तराजूते 
यह ताज न्यारा है | 

२१५१-जो म्जुष्य विपत्तिमं भी अपने ऊपर श्वर्वी 


कृपाकों देंख सकता है वह कमी मृ्युकटके अधीन नहीं हो सकता | 


संत-बाणी ह २८१ 


२१५२-ईशवरकी सेवासे शरीरमें और श्रद्धासे प्राणोंमें ज्योति 
प्रकव होती है | ह ४ 
२१५३-जो कुछ भी तुम्हारा है उसका त्याग करो और 
धह? जैसी आज्ञा दे उसका पालन करो | 
२१५४-ईखरका भय मनका दीपक है | इस दीपकके 
अकाशसे मनुष्य अपने गुण-दोष मलीभाँति देख सकता है 
२१५५-दूसरोंसे लेनेकी अपेक्षा देनेगें जिसे अधिक सुख 
नहीं माठम होता वह सच्चा संत नहीं हो सकता | 
२१५६-दुनियामें घुसना बहुत आसान है, पर उसमेंसे 
निकलना उतना ही मुश्किल है | 
२१५७-ईखरके प्रति नम्न होना, उसकी आज्ञाके मुताबिक 
चलना, उसकी प्रत्येक इच्छाके आगे सिर झुकाना--इसीका नाम 
दैखबरके प्रति विनय दिखाना है । 
२१७८-प्रभुपर निर्भर और उसके अधीन रहनेवाल वास्तव- 
में वही है जिसने ईखबरका दृढ़ आश्रय लिया है और जो किसी भी 
बातका उसे दोष नहीं देता | 
२१७९-एक हईवाकी भ्राप्तिके लिये ही जिसके मनमें वैश्य 
डपजा हो वही सच्चा वेरागी है, खगके छोमसे जो वैरागी बनो हो वह 
तो असली वैरागी नहीं । 
२१६०-अपने पास बहुत-से नौकर-चाकर और भेगोंके 
सामान देखकर एक अज्ञानी ही फूला नहीं समाता | 
२१६१-जिसने अपना अभिमानका बोझ हल्का कर लिया 


हक संत-चाणी 


है, वही पार उतर सकता है । जिसने बोझ बढ़ा लिया है, वह तो 
इबेगा ही 

२१६२-जो मनुष्य संसारको नाशवान्‌ और भगवानको 
सदाका साथी समझकर चलता है, वही उत्तम गति पाता है | जो 
नाशवान्‌ चीजोंका मोह छोड़कर, संसारका मार अभुपर छोड़कर, . 
भारहित हो जाता है वह सहज ही संसार-सागरसे तर जाता है | 

२१६३-इस दुनियामें इन्द्रियोंको बाँधनेके लिये जेसी मजबूत 
सॉकल चाहिये बेसी मजबूत सँँकल पशुओंको बॉँधनेके लिये भी 
नही चाहिये। 

२१६४-तुम्हारे पूर्व ईखरकी आज्ञाओंका पालन करते हुए 
चलते थे | रातको वे उसका चिन्तन करते थे और दिनमें उसीके 
अनुसार बर्ताव करते थे; परन्तु तुमने वेसा करना छोड़ ही नहीं 
दिया, उल्टे ईखरकी आज्ञाओंके उलटे-सुलटे अर्थ लगाकर तुम 
संसारमे आसक्ति बढ़ानेवाले लेख तेयार कर रहे हो | 

२१६७५-तुम्हात चिन्तन तुम्हारा दर्षण है | कारण तुग्हारे 
गुभाशुभका हाल वह बता देगा | 

२१६६-जिसकी दृष्टि वहमें नहीं, उसे छुमारगपर जाना 


पड़ता है 
२१६७-जिसने वासनाभीको पैगेंतले कुचल दिया है, 


वही मुक्त है । 
*... २१६८-जबतक हंदय सक्गेत नहीं करता, ज्ञानी मौन रहते 


हैं। उनकी जीमसे वही बात निकलती है जो उनके हृदयम 
होती है । 


'संत-चाणी २८३ 


२१६९-इस दुनियामे लछोगोंकी दोस्ती बाहरसे देखनेमें सुन्दर 
पर भीतरसे जहर॑छी होती है । 

२१७०-इस : मायावी संसारसे सदा सचेत रहनां, यह बड़े- 
बड़े पण्डितोंके मनको भी वशमें कर लेता है । 

२१७१-जिन्‍्हें. इख्वरकी स्तुति और ईख़रका स्मरण करनेके 
बदले छोगोंको शात्रवचन सुनाना ही अच्छा लगता है, प्रायः उन 
सबका ज्ञान बाहरी--नकछी है, उनका जीवन सारहीन है | 

२१७२-अपनेसे छोटे और अधीनको सुधारनेके लिये, भूछ 
हो तो उसे मीठे वचनोंसे एकान्तमें उसकी भूल समझा दो, किल्तु 
तिरस्कार-तकरार न करो | 

२१७३-विपत्तिको सह हेनेमें अचरज नहीं है, अचरज है 
बेसी हालतमें भी शान्त और आनन्दमग्न रहनेगें | और यही ईखर 
विज्ञासका लक्षण है | 

२१७४-ईखरसे डरकर जो काम किया जाता है वह सुधरता 
है, और जो काम बिना उसके डरके किया जाता है वह बिगड़ता है | 

२१७०-जबतक छोक और लेैकिक पदार्थों आसक्ति 
रहे गी, तबतक इश्वरमें सत्बी आसक्ति न हो सकेगी। 

२१७६-जिसकी जीभ सत्य भौर हितकर वाणी बोलती है, 
वही वास्तविक वक्ता है | ु 

२१७७-प्रभु-प्रेम मनुष्यसे प्रभु-प्रेमकी बाते करबांता है। 
अभुकी छा उसे असत्‌ बोलनेमे मौन रखती है और प्रमुका मय 
उसे पाप करनेसे बचाता है । 


२८४ संत-वाणी - 

२१७८-दानादि सप्कमोंको करते समय होनेवाली अपनी 
प्रशंसाकी ओर कान भी न दो | वह प्रशंसा तुम्हारी नहीं, उस 
ईश्वरकी महिमा है | 

२१७९-पहले प्रशुके दास बनो और जबतक वैसे न बन 
पाओ, “अहं अद्यारिमिः भें वही हूँ! ऐसा मत कहो | नहीं तो, घोर 
नरककी यातना भोगनी होगी | 

२१८०-जो मनुष्य सांसार्कि विषयों तथा विषपी लोगोंके 
संसर्गसे दूर रहता है और साधुजनोंका ही स्ठ करता है, वही 
सच्चा प्रमु-प्रेमी है; कारण, मगंवरत्परायण साधुजनोसे प्रीति कला 
और ईश्वरसे प्रीति करना एक ही समान है । 

२१८१-सच्चे प्रभु-प्रेमीके दो रक्षण हैं--स्तुति-निन्‍दा्े 
* सममाव रहना और भगवानूसे कोई भी छौकिक कामना न रखना | 

२१८२-संयोगका वियोग एक दिन अव्य होना है। सश्नित- 
का क्षय अनिवार्य है | जो इस प्रकार समझ हेते हैं, वे विज्ञ पुरुष 
यहाँकी छाम-द्वानिमें हर्ष और शोकके वह नहीं होते | 

२१८३-विश्वासके चार हक्षण हैं--सब चीजोंमें ईश्वर 
देखना, सारे काम ईश्वरकी ओर नजर रखकर ही करना, हर एक 
दुःख-धुखमें उसका हाथ देखना और हर हाल्तमें हाथ पत्तारना 
तो उस सर्वशक्तिमानके आगे ही। 

२१८४-मलुष्यको, जहाँतक बने, अपने दोष देखने चाहिये, 
उनके छिये मन-ही-मन अपनी निन्‍्दा करनी चाहिये और: अपनेको 
निर्दोष बनानेका सतत अयल करना चाहिये | 


खंत-दाणी * ए्८५ 


२१८५-जो मनुष्य दुःख प्रभुका आशीर्वाद देखता है, 

वह महान्‌ है । 
१ ८६-जो मनुष्य सुखमें प्रमुका चिन्तन करता है, वह 

भागवान्‌ है । 

२१८७-ईश्वरसे डरनेवालेका मन ईश्वरको नहीं छोड़ता, . 
उसके मनमें प्रभुप्रेम इृढ़ रहता है और उसकी बुद्धि पूर्णताको 
प्राप्त होती है | 

२१८८-बड़पपनको खोजनेवाला तो हलकाईको ही पाता है। 

२१८९-इस संसारमें एक ईश्वरका भय दूसरे सब भयोंसे 
मुक्त करता है । 

२१९०-भचरजकी बात है ! तेरा प्यारा मित्र तेरे समीप 
भी है और अनुकूल भी है, फिर भी तेरी यह हालत ? 

२१९१-दूसरोंके दोष-दरोन, परनिन्दा और बृद्धों तथा 
संप्पुरुषोंका अपमान करनेमें मनुष्यका अभिमान ही प्रधान कारण है 

२१९२-ईश्वरकी कठोर-से-कठोर आज्ञाका पाछुन करनेमें 
भी प्रसन्न होना सीखो | ईश्वरका आदेश सुनने-समझनेकी इच्छा 
हो तो पहले अभिमान छोड़कर, आदेशको सुनकर, उसके पालममें 
जुट जाओ | भयानक विपत्तिमें भी हरेक साँसके साथ प्रमुके 
ग्रेमको बनाये रक्खो | 

२१९३-मनुष्य कब ईश्वरापंण हो सकता है : जब कि बह . 
अपने-आपको, अपने हरेक कामको बिल्कुल भूल जाय, सर्वभावसे 


उसका आसरा ले ले और उसके सिवा किसी दूसरेकी न आश्ञा 
रक्‍्खे, न किसीसे सम्बन्ध ही ख़खे | 


२८६ संत-घाणी 


२१९४-जबतक मैं-मेरा है, तबतक तुम उल्ठी 
हो | जहाँ निःलार्थता और सच्ची श्रद्धा है, वहीं धर्मका ८ 
२१९५-नहाँ उपदेश अधिक होता है, वहाँ गम्भीरता 
है | जहाँ गम्भीरता अधिक होती है, वहाँ उपदेश कम होता | 
२१९६-भगवानूने तुम्हारे लिये जो रच॑ं खखा है, ३: 
विशेध करना तुम्हारे ओछे खभावका परिचयमात्र है | 
२१९७-जगतूकी तमाम चीजोंके रचनेवाले भगवानको १ 
करना किसी भी चीजको प्राप्त करनेकी अपेक्षा सहज है | तो 
तुम उससे दुनियावी चीज ही चाहते हो, यह केसी बात है ! 

, २१९८-जो मलुष्य खर्गादि छुखोंके लिये ईश्वर्की पृ 
करता है, वह तो अपनी ही पूजा करता है और जो इंश्रके €ि 
ईश्वरकी सेवा करता है, वह भी ईश्वरकों नहीं जानता; क्यों 
ईश्वरको न तो तुम्हारे द्वारा सेवा करानेकी जरूरत है, न चाह । 
है। जो ईश्वरको ग्रेमके लिये पूजता है, जिससे पूजे बिना रहा नह 
जाता, वही यथाथ पूजता है | 

२१९९-धन, अधिकार और उच्च स्थिति आदिका क्या मूल 
है | प्रथम तो वे खल्प और पूर्ण हैं; दूसरे, नितने जो कुछ हैं 
भी अनित्य. ही हैं | आज हैं कह नहीं | उनपर गये करना और 
उनके कारण अपनेकों ऊँचा तथा दूसरोंकों नीचा समझना ते 


वास्तव मूर्लता ही है | 
२२००-जो मनुष्य हर हाढतमें अपनेको भीर तमाम वसतु- 


जितियोंकी भगवानूमें ही देखता है, वही तमाम बत्तुओंकी इच्छाका 
त्याग कर सकता है | 


संत-वाणी २८७ 


२२०१-अपनी दुनियावी स्थिति और शक्तिपरसे विख्ास उठ 
जाना भी प्रभुकी महत्त्वपूर्ण सेवा है; क्योंकि ऐसा होनेपर ही मनुष्य 
ईश्वरसेवाकी योग्यता प्राप्त करता है । 
२२०२-जो भी भक्त या साधु अपने ज्ञान-वेराग्यके लिये 
मनमें गव रखता है, वह तो ज्ञान-बैराग्यका उपहास ही कराता है; 
तुम अपने किस्ती भी वैराग्य या निदृत्तिके लिये क्‍या गब करते हो ? 
ईश्वरके निकट तुम्हार यह सब कुछ मच्छरकी पाँखके बराबर है | 

२२०३-जिस मनुष्यका मन प्रमुचिन्तनकी ज्योतिसे प्रकाशित है 
और जिसमें सदा प्रभुका ही विश्वास भरा है, वही सच्चा ज्ञानी है। - 

२२०४-इन चार बातोंका पालन करोगे तो तुमसे शुद्ध साधना 
हो सकेगी--१-भूखसे कम खाना; २-छोकप्रतिष्ठाका त्याग 
३-निर्धनताका खीकार और ४-ईश्वरकी इच्छामें सन्‍्तोष । 

२२०७-भोजन अपवित्र होता है तो एकान्तमें भी उत्तम 
साधना नहीं हो सकती भोौर ईश्वस्के अर्पण किये बिना कोः भी 
वस्तु पवित्र हो नहीं सकती । 

२२ ०६-अन्यायसे प्राप्त की हुई वस्तुका उपभोग करनेवालेके - 
तमाम अड्जोंगे पाप लिपट जाता है | अपनी इच्छा न होनेपर भी 
ऐसा आदमी पापमें ही छूबता जाता है | जो मनुष्य न्यायपूवक ! 
मिली हुई पवित्र व्तुका उपभोग करता है, उसके तमाम अह़ साथनाके 
अनुकूल ही बतंते हैं । 

२२ ०७-जो सच्ची निवृत्ति चाहता है, उसे चाहिये कि वह 
तमाम पापोंको और उल्ठी समझको छोड़ दे | 


१८८ संत-वाणी 


२२०८-तुम जो कुछ भी करो अगर वह इवरकी ४ 
अनुसार नहीं है तो तुमको दुःख ही मिलेगा | 
२२ ०९-मभक्त जबतक परमात्माप्ते प्रेम नहीं करता और पृ 
याद नहीं रखता; तब्रतक उससे सर्वाड्रसुन्दर तप नहीं हो सक 
२२१ ०-जीवनके कार्य जब्तक पवित्रतासे न हों, तः 
लोेगोंका विज़ास नहीं जमता | सच्ची निवृत्ति तो ग्रभुके विशुद्ध 
ही उपजती है और विशुद्ध प्रेमकी पूर्णता तभी होती है जब प्र 
दर्शन होते हैं | 
२२११-जिममें प्रभुका विशुद्ध प्रेम नहीं है, वे छोग प्रप: 
दोष न समझकर थुण ही मानते हैं । 
२२१२-जो मनुष्य समझ-वूक्षकर अपनी इच्छासे परमात्मा 
पूजा नहीं करता, उसको तो बाध्य होकर मजुष्षोंकी पूजा ही तो कर 
पड़ेगी | 
२२१ ३-जो मंगवान्‌को छोड़कर दूसरे किसी पदार्थने सु! 


, मानता है, उसका तो मन ही दूत है | उसके हृदय प्रम-विज्ला 


प्रेम रखता 


. और पक्ित्रताकी ज्योतिका प्रकट होना कविन है। 


२२१४-जओ मलुष्य भगवानको छोड़कर दूसरी बातोमे फेर 
रहता है, वह अपने ही ह्वाथों अपना गला कांव्ता प्र 
२२१०-जो मतुष्य अपने सब पदार्थ मान-अ्तिष्ठ ओर छोव 


परछोक सबकी अपेक्षा भगवान्‌कों ही बड़ा समशका भगवान है 
है, उसीके हृदयमें सदाके लिये आध्यात्षिक सूर्य उगता है । 


संत-बाणी २८९, 


२२१६-तुम बाहरसे निर्धन दीखनेवाले सच्चे साधुओंका 
अभिमानवश अपमान करते हो, पर निश्चय समझना कि सर्वोत्तम 
समत्िवान्‌ वे ही हैं । 

२२१७-७: चीजोंका आश्रय लेता चाहिये-( १ ) ईश्ररीय 

ग्रन्यका अवहम्बन, ( २ ) ऋषि-मुनियोंद्वार प्रचार को हुई इबरकी 

आज्ञाओंका पालन, (३ ) खान-पानकी पतरित्रता, ( ४ ) दु:ख देनेवाले 
और निन्‍दा करनेबालेको दुःख न देना और निन्दा व करना, 
(७) निषिद्ध कार्मोंसे दूर रहना और (६) जो कुछ देनेका विचार हो 
तुरंत दे डालता | 

२२१ ८-घर्मके मूल तीन हैं--( १ ) बिचार और आचरणमें 
महात्माओंके मार्गपर चलना, ( २) खान-पानको पवित्र रखना और 
(३ ) सत्कार्यमें ही खिति और प्रीति रखना | 

२२१९-दो चीजें मनुष्यका विनाश करनेवाली हैं. (१) मान- 
बढ़ाईके लिये दौड़ना और ( २ ) निर्धनतासे ढरना | 

२२२ ०-इस जगतमें प्रभुके समान कोई भी सच्चा सहायक 
नहीं है और प्रभुके भेजे हुर महापुरुषोंके समान अच्छे मार्गका कोई 
दिखानेवाल। नहीं है | 

२२२१-मनको अच्छे मार्गपर चढ़ानेके लिये चार सीढ़ियाँ 
हैं--(१) सत्यक्रा खीकार, (२) संसारसे उपरामता, (१) आचरणकी 
पवित्रता तथा उच्चता और (४) पापोक्रे लिये भगवानसे क्षमा-प्रार्थना | 


२२२२-जिसका मन मलिनतासे मुक्त और सब्दिचारोंसे युक्त 
है, इखरकी समीपतासे जिसके मायाके बन्धन कट गये हैं और 
जिसकी नजरमें धूल और सोना समान है, वही सच्चा ज्ञानी है | 


सं० वा० १९-- 


२९० संत-बाणी 


२२२३-अल्प आहारमें, चित्तकी शान्तिमें और लेकसंस्कि 
व्यागमें साधुता भरी है । 

२२२४-विशेष जरूरतकी भी कोई चीज तुम्हारे पास न हो 
तो यह विश्वास करो कि तुम्हारे भलेके ढिये ही प्रभुने ऐसा किया 
है | इसीका नाम अमुपर निर्भरता है | 

२२२५-सरे सम्बन्धों और चिन्तनोंसे रहित होकर खरे 
ही सम्बन्ध जोड़ना और उन्हींका चिन्तन करना, इसीका नाम 

आन्तरिक निमंरता है | 
२२२६-आत्मसमप॑ण किये बिना ग्रभुपर निर्भर नहीं हुआ जा 
सकता और खार्थ छोड़े बिना आत्मप्तमपंण नहीं होता | 

२२२७-प्रभुपर निर्भर रहनेके तीन छक्षण हैं--(१) दूसरेसे 
कुछ भी म माँगनां, (२) मिले तो भी न लेना और (३) लेगा ही 
पढ़े वो बॉ देना |... 

२२२८-प्रभुपर निर्भर करनेवालेकों तीन चीजें मिढती हैं-- 
(१ ) प्रधुके प्रति पूर्ण श्रद्धा, ( २ ) अध्याम्रविध्याका प्रकाश ओर (३) 
प्रभुका साक्षात्कार | 

२२२९-इखरने तुमको जो कुछ देना कंबूछ कर खा हैं 
उसमें जरा भी सन्देह न रखना, इसीका नाम निर्भरता है । 

२२३ ०-जिस चीजकी जरूरत हो उस चीजके लिये उसी जान 
पहचान करनी पड़ती है कि जिसके पास वह हो | तुमको मोक्ष मे 
सुख चाहिये तो तुम्हें अशवरसे ही परिचय करना होगा। क्योंकि ये 
उन्हींके पास भसपूर हैं, संसारके भाई-बन्धु अंक पास नहीं | 


संत-वाणी श्९१्‌ 


२२३१-जैसे सत्पुरुष बड़े-बूढ़ोका अभिवादन करके छुखी 
होते हैं, वैसे ही मूर्चलोग सत्पुरुषोंकी निन्‍दा करके प्रसन होते हैं.। 

२२३२-अपकार करनेवालेका बदछा अपकारसे न देकर 
उपकारसे देना और उसके छिये ग्रमुसे क्षमा याचना करना यही 
साधुता है | 

२२३३-जिसको भगवानका प्रेम प्राप्त है, वह मनुष्य 
भयान क-से-भयानक रोगमें, बड़ी-से-बड़ी विपत्तिमं और दारुण अनन- 
कश्में भी धीरज और कृतज्ञताको अटल रखता है। 

२२३४-चार वातोंमें मनुष्यका कल्णाण है-( १ ) वाणीके 
संयममे, ( २ ) अल्प निद्रामें, ( ३ ) अल्प आहारमें और ( 9 ) 
एकान्तके भगवस्मरणमें | 

२२३१५-मनुष्यक्रे सड्का कया भरोसा ? वह मर जाय तो 
फिर उसका सड़ कैसे मिलेगा ? तब भगवान्‌का ही सद्भ करना 
होगा | इप्तलिये पहलेतते ही भगवान्‌का सड्ढ क्‍यों न किया जाय ! 

२२३१६-जिसका हृदय भगवानके प्रेमले कोमछ हो गया है, 
उसके पास पापरूपी अछुर नहीं आ सकता | 

२२३७-जीवनमें पाँच बातें अमूल्य रन हैं--( १ ) ऐसी 
फकीरी जो अपार आन्तरिक सम्पत्तिका दर्शन करा दें, ( २ ) ऐसा 
प्याग जो अखण्ड तृप्तिके दर्शन करा दे, (३ ) ऐसा दुःख जो 
नित्य प्रसन्नताके दशन करा दे, ( 9 ) ऐसी वीरता जो शत्रुके 
प्रति भी मित्रताके द्शन करा दे और ( ५ ) ऐसी साधना तथा 
ऐसा भगवान्‌का स्मरण जो भगवानके दर्शन करा दे | 


श्र संत-बाणी 


२२१८-प्रभु और जीवके बीचमें अमिमानके समान 
अन्तराय दूसरा नहीं है | | 

२२१५९-जो मनुष्य अभिमानी होता है, वह ग्रभु-मक्त नहीं 
हो सकता | जो ईश्वरसे डरकर नहीं चढता, वह विश्वासपात्र नहीं 
बन सकता और जो विश्वासपात्र नहीं बनता, वह प्रमुके हट 
भण्डारकी चाबियोंकोीं नहीं पा सकता । 

२२४०-प्रभुकी प्राप्तिके लिये दीनता और हीवताके समान 
सहज मार्ग नहीं है | 

२२४१-जो मनुष्य दूसरोंके हितके लिये छापखाह और 
खार्थश्ावनमें तत्पर होता है, उसमेंसे सत्यकी सुगन्ध नहीं 
निकलती, भ्ूठक्ी ही दुर्गन्‍्च निकलती है । 

२२४२-संसारमें रहकर भगवान्‌की आज्ञाका पालन करा 
संसार ही खर्गकी प्राप्तिके समान है; इस खर्गकी विशेषता है कि 
इसमें कोई विपत्ति नामकी चीज नहीं रहती | 

२२४३-बीरताकी परख तीन वातेंमें होती है--( १ ) 
असत्यका आचरण न करके जीवननिर्वाह करना, ( २ ) जरूरी 
चीज न पिले तब मी प्रभुकी ग्रशंसा करना और ( ३ ) दिनो 
माँगे दान देना | 

२२४४-शखिख़े आश्रित मनुष्येकि तीन रक्षण होते है-- 
( १ ) उसके विचारोंका प्रवाह इवरकी ओर ही बहता है, 
-( २ ) करों ही उसकी लिति होती है जौर ( ३ ) थी 
प्रीतिके लिये ही उसके सारे कार्य होते हैं | 


संत-चाणी रष्५ 


२२६१-लोगेमिं जिसका पस्चिय जितना ही अधिक होता 
है, उसकी संत्यतामें उतनी ही न्यूनता होती है | 

२२६२-केवल अनुमान और शज्ज्ाओंपर निर्भर करके ही 
किसी उत्तम मनुष्यसे दूर नहीं हटना चाहिये । 

२२६१-जिस मनुष्यों भावानका प्रेम प्राप्त करता हो, 
उसे अपना हरेक व्यवहार सबज्ञ प्रमुसे डरकर करना चाहिये। 

२२६४-यदि तुम सरलताको वाहन और सत्यको श्र बनाकर 
चलो तो निश्चय समझना कि भगवान्‌ भी तुम्हारी इच्छा करेंगे 

२२६७०-न तो इश्वरसे खर्गकी कामना करो और न नरकसे 
ही बचानेकी याचना करो | शरणागतिका यही आदर्श है | 

२२६६-संसारमें ईश्वरके तिवरा और जरा भी सार वस्तु नहीं 
है | जबतक तुम्हारे हृदयमें यह बात धँस न जाती तब्तक सच्चा 
बेराग्य नहीं मिल सकता । 

२२६७-जो वस्तु प्रभुसे दूर रकबं, उसके छोड़ देनेका नाम 
ही बैराग्य है | चाहे वह कितनी ही मूल्ययान्‌ और आवश्यक हो | 

२२६८-फकीरीकी शोभा तीन बातेमिं है--( १ ) हृदयकी 
बिशालता, ( २) अन्तःकरणकी शान्ति और ( ३ ) निष्यापबुद्धि । 

२२६९-धनके अभिमानी मनुष्यका तीन बातोंसे जरूर 
सम्बन्ध होता है---( १ ) झेश, ( २ ) अशुभ विचार और ( ३ ) 
पापकी बुद्ठि। 

२२७०-बुद्धिमान्‌ कौन है ? जो संसारसे प्रेम हठाकर 
भगवान प्रेम करे। धनवान्‌ कौन है ! प्रमु जो दे, उसीमे सन्‍्तोष करें। 


जी 


र०४ संत-वाणी 


२२०३-मन तीन ग्रकारके होते हल १) पहाड़-जैसा 
अडिग, जिसको कोई नहीं हिला सकता, ( २ ) पेड़-जेसा जो 
'बाहरके संयोगरूपी हिलोरोंसे हिछा करता है और ( ३ ) तिनके- 
जैसा जिसको बाह्य संयोगरूपी हवा कहीं-का-कहीं फेंक देती है | 

२२००-जिस अन्तःकरणमें संसारी छब्साएँ भरी होती 
हैं, उसमें ये पाँच बातें नहीं रह सकती--( १ ) ईश्वरका भय 
( २ ) ईशवरकी आशा, ( ३ ) ईश्वएफ प्रेम, ( ? ) ईश्वरसे रुजा 
और ( ५ ) ईश्वरके साथ मित्रता | 

२२००-किसीके आक्रज्ञानका माप वह ईश्वरके समीप 
कितना पहुँच गया है, इसीसे हो सकता है | 

२२०६-जो मनुष्य सत्यके लिये धीरजको बचा सकता 
है, वही आगे बढ़ता है | 

२२५७-भजन-पूजन यदि विश्ुद्ध निष्काम भावते भगवानके 
डिये ही किया जाय तो उससे भग्वानुकी प्राप्ति होती है | 

२२०८-परमु-प्रेमी मनुष्य जब अपने शरीरके प्रति स्नेह 
रहित हो जाता है, तमी उसकी साधना और उसका जीवन 
सुखरूप बनता है । ५ 

२२०९-जबतक एक गाँवकों नहीं छोड़ा जा सकता 
तब॒तक दूसरे गाँवमें नहीं पहुँचा जा सकता, इसी प्रकार जेबतक 
मनुष्य संसारका सम्बन्ध नहीं छोड़ सकता, तबतक वह प्रभुके 
स्थानमें नहीं पहुँच सकता | 

२२६०-जो, चीज अपनी नहीं है, उसको जो अपनी 
मानता है; वह प्रभ॒की दर्शिमे नीचे पड़ता है । 


संत-वाणी ' | २९७ 


२२६१-छोगोमें जिसका परिचय जितना ही अधिक होता 
है, उसकी सत्यतामें उतनी ही न्यूनता होती है | 
२२६२-केवढ अनुमान और शब्ढाओंपर निर्भर करके ही 
किसी उत्तम मनुष्यसे दूर नहीं हटना चाहिये | 
२२६३१-जिस मनुष्यकों भावानका प्रेम प्रात्त करना हो, 
उसे अपना हरेक व्यवह्वार सर्वज्ञ प्रभुसे डरकर करना चाहिये। 
२२६४-यदि तुम सरलताको वाहन और सत्यको श्र बनाकर 
चलो तो निश्चय समझना कि मगवान्‌ भी तुम्हारी इच्छा करेंगे। 
२२६०-न तो औथवरसे खर्गकी कामना करो और न बर्कसे 
ही बचानेकी याचना करो । शरणागतिका यही आदर्श है । 
२२६६-संसारमे ईश्वस्के सिवा और जरा भी सार वस्तु नहीं 
है | जबतक तुम्हारे हृदयमें यह बात पँस न जाती तबतक उच्च 
वैराग्य नहीं मिल सकता । 
२२६७-जो वस्तु प्रमुसे दूर ख़खे, उसके छोड़ देनेका नाः 
ही बेराग्य है | चाहे वह कितनी ही मूल्यवान्‌ और आवश्यक हो 
२२६८-फकीरीकी शोभा तीन बातोमे है--( १ ) हृदयव 
बिशाल्ता, ( २) अन्तःकरणकी शान्ति और ( ३ ) निष्पापबुद्ि 
२२६९-धनके अभिमानी मनुष्यका तीन बातोंसे जरू 
सम्बन्ध होता है---( १ ) छेश, ( २) अशुभ विचार और ( ३ 
पापकी बुद्टि। 
२२७०-बुद्धिमान्‌ू कौन है ? जो संसाससे ग्रेप हगव 
भगवानमें प्रेम करे। घनवान्‌ कौन है ! प्रभु जो दे, उद्ीमें सन्‍्तोष करे 


श्ष्द न संत-चाणी 


चतुर कौन है! जिसको संसारके भोग न फँसा सकें | त्यागी कौन 
है ? जिसके मनमें संसारकी कोई कामना नहीं | क्ृपण कौन है 
जो इश्वरके दिये हुए धनका उचित दान कलनेमे सड़ोच करे | 


२२७१-चार महुष्य प्रभुको विशेष प्रिय होते हैं--(१) 
अहड्डाररहित विद्वान्‌ू, (२) तत्तन जाननेवाले संत, (३) विनयी 
घनवान्‌ और ( 9 ) प्रभुकी महिमा जाननेवाल त्यागी | 

२२७२-चाहे जैसी बुरी-से-बुरी अवस्थामें भी प्रभुषर जग 
भी दोषारोप न करो तो समझ जाय कि तुम्हारा प्रभुषर विख्ास है। 

२२७३-यदि दयाद्ध प्रभु मुझे घरसे या देशसे निकाल दे, 
किकुल दरिंदर बना दें, मोहताज और जम्मरोगी बना दें तो भी मै 
तो उनपर प्रेम ही रकखूँगा | 

२२७४-भगर तुम्हारेमें अवगुण हैं और दूसरे मनुष्य तुम्हें 
अवबगुणी न कहकर सह्रणी बतलाते हैं और उससे तुमको सन्तोप 
होता है, यह कैसे आश्रययंकी बात है ! 

२२७५-दो आँखोंते ओर अव्पक्ञानसे तुम जितना देखया जान 
सकते हो, हजारों आँखोंबाले सर्वश्ष प्रभु तुग्हारे हिंतकी वात उससे बहुत 
अच्छी देख और जान सकते हैं | इस बातकों कमी मत भूडता | 

२२७६-तुप्त कमी अपने मनें यह चिन्ता न करना कि 
कमा डिये हैं, पर में गरीब हूं | श्सक 


हाय ! अध्ुकने कितने पैसे 
बानूका जितना 


बदले, यह विचार करना कि हाय | अपुक्षनें: भगत 
भजन किया) उत्तकों देखते मैंने तो कुछ भी नहीं किया : 


संतवाणी २९७ 


२२७७-शाश्रत शान्तिक्रे केन्द्र हैं--भगवान्‌ | वे सदा सबके 
हृदयमन्दिरमें विराजमान हैं | शान्ति उनके चरण चूमती है और 
उसी शाश्रती शान्तिके स्पशसे ही मनुष्यके मनमें शान्ति आती है । 

२२७८-सारी चिन्ताओोंके दूर करनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌का चिन्तन करो, बे तुम्हारे परम सुहृद्‌ हैं और सदा तुम्हारी 
सहायता करनेके लिये तेयार हैं | 

२२७९-जो मनुष्य संसारी मनुष्योका सड्ठ छोड़कर निर्जन 
स्थानमें रहता है, उसे मगवान्‌का स्मरण और प्रम॒ुक्ृपाके चिन्तनको 
छोड़कर और कुछ करना ही नहीं चाहिये | इसके बिना जो 
एकान्तसेवन किया जाता है, वह तो अमाद, विपत्ति और मृद्युतकको 
बुलानेवाला होता है | 

२२८०-सच्चा साधक काग्चन-कामिनीके कारण धर्मसे आुत 
नहीं होता, पहुंष बचन सुनकर क्रोध नहीं करता, अपमानसे 
भखस्थ नहीं होता, लोभपे सत्यका त्याग नहीं करता, दुःख उसका 
घर्य और उद्यम कम नहीं होता | वह सदा साधनपरायण, सदा 
खस्य और सदा भगवानमें चित्त लगाये रहता है | 

२२८१-एक ओर भोग हैं, जिनसे जन्म-मरण, सुख-दुःख 
आदिका चक्र चादू रहता है और दूसरी ओर भोग-त्याग है, जिससे 
मोक्ष मिलता है| यह मोक्ष भोगत्याग और सच्चे शञानके बिना 
नहीं मिलता | 

२२८२-मनुष्य जो उपवास करता है या ब्रत-नियम लेकर . 
भेगत्याग करता है, वह उत्तम है; पर वह होता है थोड़े कालके 


२९८ संत-बाणी 


्यि | अन्तःकरणमें मनके भीतर भोगके मुखका रसासाद बन 
रहता है जो अवसर मिलनेपर विशेष बहपूर्वक भभक उत्ता है 

२२८ ३-किविक, विचार, भोगत्याग, कर्मफछ-त्याग और 
तथा प्रिय वाणीका सेवन--इन सबको करते-करते चित्त भाग 
ढीन होता है । 

२२८१५-प्रभुकी प्रसन्नताके डिये दरिद्रता और अपमाः 
सिर चढ़ाना संतोंका काम है | 

२२८५-पंसारसे सम्बन्ध तोड़ देना, लोक-संसर्गसे दूर रहनाः 
सदा-सबंदा सत्य और प्रभुकी तरफ ही झुक्ते रहना सच्चा ध्याग है 

२२८६-जिप्न मनुष्यों ईख़रका स्मरण-चिन्तन काने 
ताकत है, उस मनुष्यकों गरीब या छाचार न समझकर बड़ा 
समझना और जिसके पाप्त यह सम्पत्ति और शक्ति न हो, वह वे 
भारी बादशाह होनेपर भी सबसे बढ़ा गरीब और अनाथ है । 

२२८७-जो मनुष्य श्रोताओंको मौखिक ज्ञानसे ही ई्रतआातिः 
मार्ग दिखलाता है। वह तो उन्हें दुर्दशा्में ही डालता है | 
मनुष्य आने उत्तम आचएद्ारा भगवानका मार्ग दिखछाता है वह 
सच्चा पयप्रदशक है | 

२२८८-हंदयकी सरहूता और निर्मलता इबरीय ज्योति हे । 
इतसे इखका मार्ग दीखता है | क्षमा भगवानवी ओर आकर्षित 
करती है | प्रमुका भय पापसे निदृत्त करता है और प्रमु-महिमाका 
ध्यान इस सब्यके मर्गको काठता चला जाता है | 

२२८९-किताबेकि पढ़ने-खुननेसे अथवा ढिखने-डिवानेसे 


संत-चाणी र्९९्‌ 


भगवान्‌ नहीं मिलते | भगवान्‌की प्राप्तिमं तो आत्मनिग्रहसे भरा 
हुआ भगवानका ग्रेम ही महान्‌ कारण है। 

२२९ ०-निवृत्ति किसे कहते हैं ? भगवानके सिवा सम्पूर्ण 
विषयोंसे वृत्तियाँ हा लेनेको । 

२२९१-जो मनुष्य लड़ाईमें दूसरोंको जीतना चाहता है, 
उसको उत्तीसों हथियारोंके प्राप्त करने और चलनेकी जरूरत पड़ती 
है; पर्तु अपने मरनेके लिये एक छोटी-सी छुरी काफी है । 
इसी प्रकार दूसरोंकों जीतकर पण्डिताई फैंडाने और मान प्राप्त 
करनेके लिये बहुत-सी विद्याओंकी जरूरत है, परन्तु भगवानको 
प्रसन्न करनेके लिये तो आचरणका सुधार करके उनके नाम जपनेकी 
विद्या सीख लेना ही काफी है। 

२२९२-जो मनुष्य परमेखरको छोड़कर दूसरी वातोंकी चर्चा 
और चिन्ता करता है, वह अपने कौल-करारको भूछा हुआ है । 

२२९३-जो मनुष्य भोगोके ढिये भगवानको बेच देता है, 
उससे बढ़कर अभागा और कोई नहीं । 

२२९४-राजा, अफसर और बड़े आदमियोंसे दूर रहना, 
क्योंकि उनका खमाव बालकों-जेसा अखिर और उनका प्रताप 
बोखलाये हुए बाधघके समान हानिकारक होता है । 

२२९०-जो मुँहसे बोलना जानता है, वह ठग है, परन्तु 
जो बोब्ता है, वेसे ही चलता है, वही पण्डित है | 

२२९६-जो मनुष्य छोगोंके सामने भगवानकी बातें करता है, 
परन्तु हृदयमें मान-बड़ाई और ऐसी-वैसी वस्तुओंको स्थान देता है,उसे 


डर संत-बाणी 


देर-सबेर वे-आबरहू होकर आाफतमें पड़ता ही पड़ेगा; फिर जब 

अपनी भूलको देखकर और खीकार करके सच्चा पश्मात्ताप को 
और ऐसे कामोंको छोड़कर प्रभुपरायण बन जायगा, तभी तर 
सड्डयेसे छूटेगा | 

२२९७-जो महलुष्य संसास-त्याग और अ्भुप्रायणता 
पोशाक पहनकर छोगोंके सामने हाथ फ्रेलञता है, उसमें छोगोंः 
श्रद्धा और दया नहीं रह सकती | आखिर, उसे गिना पड़ता 
और उसका जीवन निराशा तथा विषत्तियोंमे ही बीतता है | कि 
उसके हाथमें रह जाते हैं....अफसोस और अवगुण | . 

२२९८-जो मतुष्प प्रभु और प्रमुके प्रेमियोंका गुण गनेंे 
बदछे अपना ही गुण गाना और गाना झुरू कर देता है; वह 
बेचारा दयाका पात्र है | 

२२००-जो मतुष्य अपने चज्िकों सावधानीके साथ जोंच 
करता है, उसे अपनी बहुत-ही गूले और पतनक्रे स्थान दिखलगी 
पड़ने ठगते हैं, और वह सुधरकर उपरवी सीढ़ियोपर चढ़ सकता ६ । 

२१००-तुम कभी किप्ती मनुष्यको गिरते-पड़ते देखो तो उसको 
ओर तिरस्कार न दिखाकर दया ही दिखाना और सावधान रहना 

तुम्हारे जीवनमें कहीं ऐसा मौका न आ जाय । 
२३०१-सयाग-बैराग्यका गये धतवानेंक्रे पन-मंदकी भपेक्ष 


हुत अधिक खगशब है | 
_अपने लिये इस लोक और परलोकत्री किसी चीज 


र्‌ 69 र्‌ 


संत-बाणी ३०१ 


को कप्ती न चाहना यही सच्ची साधुता है । जिसमें यह साधुता न 
आ सके, वह तो साथु नामको कलड्डित करता है | 


२३०३-जो मतुष्प भगवत्‌-प्रात्तिकी साधना न करके संसारकी 
पापनामें ही डूबा रहता है, उसे लोक-परलोकर दुःख और नुकसान 
ही मिलते हैं । 


२३०४-उदारताके समान सहृण नहीं है ओर कृपणताके 
समान कोई अवगुण नहीं है। ' 


२३०५-जीभको काबूमें खखो और सात बछ छगाकर मन- 
को वश करो | 


२३०६-सुखकी इच्छासे हमारा मत दुःखसे भरपूर जगतके 
भोगोंकी भोर फैत्ता है | उसमेंसे वापस छौथकर इसे परमात्रार्मे--- 
जो आनन्दका अमित भण्डर है, गाना है | इस कार्यमें सहायता 
देनेवाले पुरुषोंका ही सढ़ और ऐसे ही ग्रन्थोका अध्ययन करना 
चाहिये 


२३०७-अगर तुम दुःखसे संधा रहित दशशाकों प्राप्त कला 
चाहते हो तो संसारको प्रणाम करके चल निकलो और ल्र्गसे भी 
तो गज दूरसे ही प्रणाम करके हटे रहो | इस छोक- और परलेकक्ो 
छोड़े बिना परमंधाम नहीं मिलता | 


२३१०८-छोग मुझको ईश्वरकी आगधनामें छगा हुआ जानें 
और देखें तो ठीक है, ऐसे विचारमें कमी न पड़ना | यह दम्प 
है और मनका धोखा है। इंधरके ग्रेममें दिखावेही का अफप्त ? 


रे ०२ संव-बाणी 


२३०९-तुम चाहे किप्ती भी मार्गपर चलो, पल्तु भोग्ली 
इच्छाका--विषय-पुखकी वज्छाका त्याग किये बिना तुम्हें अलण् 
शान्ति, अखण्ड आनन्दखरूप मोक्षकी प्राप्ति होगी ही नहीं | 

२३१ ०-अभुके ही प्रेमपात्र बननेवी ही कोशिश करो । कद 
खखो, संसारके ग्रेमपात्र बनने जाओगे तो नरक और अधोगति 
तैयार है | यह सारकी सार बात है | 

२३११-जों भगवानकी प्रात्तिके लिये जूज़ता है, उसकी 
सहायता करनेमें प्रभुको बड़ा ही आनन्द भाता है | 

२३१ २-साधुओंकी सेवासे तीन गुण मिह॒ते हैं--वितय 
प्रभुभक्ति और उदारता । 

२३१ ३-जिसकी ऐसी इच्छा हो कि प्रभु दा मेरे साथ 
रहें, उसको सत्यसे कमी न डिगता चाहिये | 

२३१ ४-अमुमीके लक्षण क्या हैं? (१) प्रभुमीकी 
इस छोक और परछोकके कोई भी पदार्थ अच्छे नहीं ढगते, ( २ ) 
उसका अन्तःकरण प्रभुकी महिमा औरः चिन्तनमें हृबा रहता है, 
( ३ ) उसके मनमें प्रभुकी सेवकों छोड़कर कोई वासना नहीं 
रहती, ( 9 ) भपने परिवारमें रहकर खातायीता, बोलता-चारता 
झौर उठता-बैठता हुआ मी वह अपनेको विदेशी मेहमान हो मानता 
है, क्योंकि उसका जिस परम सखा अभुके साथ प्रेम है, कह उसे 
से हटने ही नहीं देता; इस भेदको कोई अनुभवी ही जानते हैँ | 


बहा 
जो तुग्दें 


२३१ ७५--रास्ता खुला है, सत्य चमक रहा हे 


बुढा रहा है, वही तुम्हारी प्राथना भी सुन रा है, फिर शरीक 


संत-बाणी ३०३ 


और वक्त गँवानेका क्या काम ? यह या तो तुम्हारा मोह है अथवा 
आह्सी खभाव है | 

२३१ ६-सहुणसे सुख होता है और दुर्गुणसे दुःख | चित्तकी 
शान्ति ही सुख है और चित्तकी अशान्ति ही दुःख है | अतएव 
प्रत्येक उपायसे अपने दु्गुणोंकी निकाडकर सहुणोंको धारण करे । 
इससे सच्ची शान्ति मिलेगी | 

२३१७-जब भक्त सच्ची निष्ठाके साथ भगवत्‌-प्रेमकी साधना 
आरम्म करता है, तभी उसे उसकी मधुरताका खाद भाता है | 

२३१८-तुम शान्ति और आनन्द ढूँढ़ते फिरते हो और 
भठ्कते हो संसारके विषयोंमें; मू, कहाँ पाओगे ? ये दोनों 
चीजें तो प्रभुके खजानेमे ही मिलती हैं । 

२३१९-तुम अपनेको साधनाके समुद्र फेंक दो। 
सुख-दु !खकी कोई परवा न करो | हिम्मत और धीरज रखना । भ्रमु 
अपने दयाके जहाजकों लेकर सदा तुम्हारे साथ हैं | 

२३२०-ईश्वरतक पहुँचनेकी पहली सीढ़ी है-प्रभुकी सत्तापर 
विश्वास और अन्तिम सीढ़ी है-प्रभुपर विश्वास । 

२३२१-साधक दो प्रकारके होते हैं-संसारी भगश्रदीय | 
संसारी साधक जगतको ही पहचानते हैं ओर उसीको खुश करनेमें 
छगे रहते हैं और भगबदीय साधक प्रभुको पहचानते हैं, इसलिये 
वे अपना हर एक साँस प्रभुकी प्रसन्नताके लिये ही लेते हैं | 

२३२२-उत्तम मनुष्य दो प्रकारके हैं--एक वे जो प्रमुके 
स्वरा और किसी चीजकों जानते और चाहते ही नहीं और दसरे 


३०२ संत-वाणी 


२३०९-सुम चाहे किसी भी मार्गर चले, पल्तु भोष 
इच्छाका--विषय-मुखकी वाज्झाका त्याग किये बिना तुम्हें भलषाः 
शान्ति, अखण्ड आनन्दखरूप मोक्षकी प्राप्ति होगी ही नहीं। 

२३१ ०-प्रमुके ही ग्रेमपात्र बननेकी ही कोशिश करो । याद 
ख्खो, संसारके प्रेमपात्र बनने जाओगे तो नरक और अधोगति 
तेयार है | यह सारकी सार बात है | 

२३११-जो भगवान्‌की प्राप्तिके लिये जूझता है, उसकी 
सहायता करनेमें प्रभुको बड़ा ही आनन्द आता है | 

२३१२-साधुभोंकी सेवासे तीन गुण मिलते हैं---विनय, 
प्रभु-मक्ति और उदारता । 

२३१३-जिसकी ऐसी इच्छा हो कि प्रभु सदा मेरे साथ 
रहें, उत्तको सत्यसे कमी न डिगना चाहिये । 

२३१४-पमु-प्रेमीके लक्षण कया हैं! ( १ ) प्रमुटमीको 
इस लोक और परलोकके कोई भी पदार्थ अच्छे नहीं ढुगते, ( २ ) 
उसका अन्तःकरण ग्रभुकी महिमा ओर-चिन्तनमें हवा रहता है, 
( ३ ) उसके मनमे प्रभुकी सेवाको छोड़कर कोई वासना नहीं 
रहती, ( 9 ) अपने परिवारमें रहकर खातायीता, बोलता-चारता 
और उठता-बैठता हुआ भी वह अपनेको विदेशी मेहमान ही मानता 
है, क्योंकि उसका जिस परम सखा प्रभुके साथ प्रेम है, वह उसे 
बहाँसे हटने ही नहीं देता; इस भेदकों कोई अचुभत्री ही जानते है । 

२३११०-रास्ता खुला है, सत्य चमक रहा है, जो तु 
बुढ रहा है, वही तुम्हारी प्रार्थना भी छुन रहा है, फ़िर शद्घावा 


संत-बाणी ३०३ 


और कक्त गँवानेका क्या काम ? यह या तो तुम्हारा मोह है अथवा 
आल्सी खमाव है | 

२३१६-सहुणसे सुख होता है और दुर्गुणसे दुःख | चित्तकी 
शान्ति ही सुख है और चित्तकी अशान्ति ही दुःख है | भतएव 
प्रत्येक उपायसे अपने दुर्गुणोंकों निकालकर सहु्णोंको धारण करो । 
इसीसे सच्ची शान्ति मिलेगी | 

२३१७-जब्र भक्त सच्ची निष्ठाके साथ मगवत्‌-प्रेमकी साधना 
आरमम करता है, तभी उसे उसकी मघुरताका खाद आता है | 

२३१८-तुम शान्ति और आनन्द ढूँढ़ते फिरते हो और 
भठकते हो संसारके विषयोंमें; मूखे, कहाँ पाओगे ? ये दोनों 
चीज तो प्रभुके खजानेमें ही मिलती हैं | 

२३१९-तुम अपनेको साधनाके समुद्र फ्रेंक दो। 
पुख-दु :खकी कोई परवा न करो | हिम्मत और धीरज रखना । प्रभु 
अपने दयाके जहाजको लेकर सद्दा तुम्हारे साथ हैं । 

२३२०-ईश्वरतक पहुँचनेकी पहली सीढ़ी है-प्रभुकी सत्तापर 
विश्वास और अन्तिम सीढ़ी है-प्रभुपर विश्वास | 

२३२१-साधक दो प्रकारके होते हैं-संसारी भगवदीय | 
संसारी साधक जगत्‌को ही पहचानते हैं और उसीको खुश करनेमें 
लगे रहते हैं और भग्वदीय साधक ग्रभुको पहचानते हैं, इसलिये 
वे भपना हर एक साँस प्रभुकी प्रसन्ताके लिये ही छेते हैं | 

२३२२-उत्तम मनुष्य दो प्रकारके हैं--एक वे जो प्रभुके 
सिवा और किसी चीजको जानते और चाहते ही नहीं और दूसरे 


३०४ संत-बाणी 


वे जो प्रभुके विधानपर विश्वास करते हैं । इनमें पहले उच्च कोटिके 
हैं और दूसरे निग्न कोठिकि | 

२३२३-इशवरमक्तोंकी उत्तम पोशाक तीन तरहकी होती है-- 
पवित्रता, विनय और ग्रभुपर दृढ़ विश्वास | 

२३२४-जो मतुष्य भोगोंके सहवासमें रहता चाहता है, 
वह भगवानके सहवासके लिये नाछायक है | 
...._२३१२०-जब तुम इस बातको समझोगे कि सच्चा कल्याण 
किस बातें है और उसीकी खोज करोगे तब तुम्हारा अहड्ार गहने 
छोगा और कमजोरियों सामने आ जायँगी | इसी लितिगें तुम दीव 
होकर भगवान्‌की सहायता चाहोगे ।' भगवान्‌ तो सहायता देंगे ही। 

२३१२ ६-कौन-सी दीनता | जो तुम्हारे हृदयकों भगवानके 
सामने उबाड़ दे, अहड्डार और घमण्डकों चूर-चूर कर दे | दीनता 
इखरके प्रति ही होनी चाहिये, भोगेंके प्रति नहीं । 

२३२७-शुद् कर्तव्य बुद्विसे किये जानेवाले कर्ममें भी सुख 
है, परन्‍तु उसमें वह सुख नहीं है जो अपने प्राणप्रियतम प्रभुकी 
प्रसन्नताके लिये किये जानेवाले कर्ममें होता है।.. 

: २३२८-जो मनुष्य छोटे पा्पोको बहुत मामूली समझकर 
किये जाता है, वह थोड़े ही समय बाद बड़े-बड़े पा्पोप्ते और 
अन्तमें महान्‌ विपत्तिसे विर जाता है | 

२३२९-अंगर तुम प्रभुके प्रेमी हो अथवा प्रमुकी हपा आंत 
काना चाहते हो वो जब भी कोई शुभ कर्म करों तब लोगेसे 
बाहं-बाह्ी पनेकी, मान मिल्नेकी, स्मारक रनेकी और लोक- 


संत-वाणी ३०५ 


भ्रतिष्ठाकी किसी भी भावकी और किसी भी वस्तुकी मनमें जरा भी 
इच्छा न रखना, नहीं तो धोखा खाओगे | 

२३३ ०-मुम जो कुछ भी सक्काये करो, ऐसा भन लगाकर करो 
कि सारे जगतमें भगवान्‌ने वह काम केब्ढ तुमको ही सौंपा है। और 
सौंपा भी है तुमको अकेले जानकर गुप-चुप करनेके लिये ही । 

२३३१-मनुष्यके जीवनमें जितने दिन बाकी हैं, यदि वह 
उनका भी संदुपयोग करे तो भगवान्‌ उसकी पहलेकी सारी मूल 
और पापोंकों घोकर उसे क्षमा कर देंगे और अपना ढेंगे। 

२३३२-मान-बड़ाईकी प्रा्तिमें, यदि मनमें हष होता हो तो 
जान लेना चाहिये कि मान-बड़ाईमें आसक्ति और कामना है| 
चाहे ऊपरसे न दीखती हो । छोकोपकारके नामपर मान-बड़ाईका 
खीकार करना तो और भी धोखेकी चीज है | 

२३३३--जो छोग प्रशंसा सुनकर तनिक भी हर्षके विकारसे 
ग्रस्त नहीं होते और निन्‍दा छुनते ही धीरताके साथ गहराईसे 
आत्मनिरीक्षण करने लगते हैं, वे ही सच्चे बुद्धिमान्‌ साधक हैं । 

२३३४-मनुष्यको ऐसा कोई भी दोषयुक्त का| कभी छिपकर 
भी नहीं करना चाहिये, जिससे मगवानूकी दृश्मिं वह दोषी सिद्ध हो। 

२३३५-सच्चा साधक प्रभुप्रेमी नहीं बन जाता वहाँतक 
लेगेंको मुँह नहीं दिखाता | छोग बुल्वाना चाहें तो भी नहीं 
बोलता, विपत्तिमें खेद नहीं करता, सम्पत्तिमं फूछता नहीं, डरा 
नहीं और डराता भी नहीं, किस्ीको वचन देता नहीं और किसीसे 
चचन माँगता भी नहीं | गुप-चुप अपनी सीधी राह जाता दे । यह 
साधककी बात है, सिद्धकी सिद्ध जानें |... 


सं० वु० २०-- 


हि ६ सत-वाणी 


२३३६-सब ठुछ खोकर भी यदि मनुष्य भगवश्नेम प्राप्त 
कर ले और ग्रभुकी सब्रिधि प्राप्त करनेके लिये व्याकुल हो जाय तो. 
जानना चाहिये कि उसका जीवन सफल हो गया। 

२३३७-भय कई तरहके हैं; इसलिये जो भय तुमको पापों- 
से दूर रखे, उस भयकी भी इच्छा करनी चाहिये । 

२३१३८-शभाशाएँ भी बहुत प्रकारकी हैं, पल्‍्तु जो आशा 
तुम्हें प्रभुकी राहपर चढावे, उसे तो मित्र ही मानना | 

२१३१९-जो मनुष्य दुनियात्री बातें सुतता रहता है और 
विषय-प्रेमियोर्में बतता है, उसका अन्तःकरण साधनाका खाद नहीं 
ले सकता | 

२१४०-अच्छी थ्िति हो जायगी, दुनियाका कोई दुःख 
नहीं रहेगा, भगवान्‌ हमारी हर एक इच्छाकों पूर्ण करते रहेंगे, तब 
हम भजन करेंगे, ऐसा मानना तो मनका धोका है । तुम भगवान्‌का 
भजन तो चाहते नहीं, चाहते हो संसारी आराम | ह 

२३४ १-कोई- आर यों समझता है कि में अपने ही साधन- 
के बलपर प्रमुको पा छूँगा तो वह अपनेको मिथ्या अभिमानकरे गइेमें 
डालता है; और जो मलुष्य बिना ही साधन किये प्रभुकों पाना 
चाहता है, वह तो दुराशामे ही डूबता है । 

२३४२-संसारकी सारी स्थितियोंसे अन्तःकरणको मुफ्त करवे 
सबिदानन्द प्रभमें ही शान्ति खोजना और ग्राप्त करना--मह या 
सच धर्म यही है | 

.२१४३-भगवावके गुणालुवाद तीन प्रकारपते गाये जाते #ै-- 
( १ ) केबल जीमसे अन्तःकरणको साय जड़े बिना ही, (१ ) 


संत-बाणी _ ३०७. 


जीमसे अन्तःकरणकों साथ जोड़कर, ऐसे ही गुणगानसे शी्र प्रभु- 
कृपा मिलती है, केवल अन्तःकरणसे; मतलूव यह कि प्रभुकेः- 
गुणगानमें मन, बुद्धिका गर्क हो जाना ही सर्वोत्तम गुणगान है | ऐसे 
गुणगानकी महिमा प्रभु ही जानते हैं | 

२३४४-जो ज्ञान तुमको धर्ममें और सदाचासं प्रेरित करता ' 
है, वही सच्चा ज्ञान है और जो विश्वास प्रभुके प्रति अधिक-्से-' 
अधिक नम्र बनाता है, वही सच्चा विश्वास है । 

२३४७५-जिनमें मगवान्‌कों छोड़कर किसी भी बस्तुमें जरा 
भी अनुराग नहीं रहता, वे ही सच्चे महाजन या महापुरुष हैं | 

२३४६-जबतक मनुष्य पश्चात्तापके लिये तैयार न हो, तब- 
तक क्षमाकी याचना न करे और जबतक तन-मनसे उपासना न 
हो तबतक न तो पाप दूर होते हैं और न मन ही असछी राहपर 
आता है | 

२३४ ७- संसार कुत्तोंकी चा2-जेसा है | बहुत-से कुत्ते एक 
जगह इकट्ठे होकर पत्तठ चाटा करते हैं, पर्तु जो मनुष्य निरन्‍्तर 
भोग-बिलासमें रचा-पचा रहता है, वह तो कुत्तोंसे भी अधम है। 
क्योंकि कुत्ते तो खा लेनेके बाद चाटसे दूर हट जाते हैं, पर यह 
मनुष्य तो वहाँ-का-वहाँ ही खड़ा रहता है | 

२३४८-दैवी सम्पत्तिमें प्रेम होना प्रम॒ुप्रेमका पू॑छूप है | 

२३०९-पैसोंको बुरे उपयोगसे रोकनेकी अपेक्षा जीमंको 
बुरे उपयोगसे रोकना बहुत कठिन है । ल्‍ 

२३५०-संसारमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं, जिसमें ईश्वर न 
दीखता हो । 


३०८ संत-बाणी 


२३०१-खबरदार ! एक पैसा भी कमाओ तो न्यायसे कमाना 
और कहीं कुछ खर्च करना तो अच्छे भार्गम ही खर्च करना | 
२३५२-दो बातोंपर पूरा विश्वास रखना--( १ ) तुम्हारे 
लिये जो कुछ सवा हुआ है। तुम्र दूर भागोंगे तो भी वह तुम्हें 
मिछेश ही और ( २ ) जो दूसरेके लिये रचा गया है, वह करोड़ों 
यतन करनेपर भी तुम्हें नहीं मिलेगा | 
२३०१-सुम बड़े खराब जमानेमें आ पढ़े हो | इस जमनेके 
आदमी काम नहीं करते, पर बोलते रहते हैं और धर्मका पालन 
करनेके बदले सूखे ज्ञानके पढ़ने-पढ़ानेगें ही ढ़वे रहते हैं। 
२३५४-जहाँ खुद प्रभुकी प्रसन्‍्तता खोजनी और पानी 
चाहिये, वहाँ आज लोग दुनियाकी प्रसन्नता प्रा करनेके लिये 
दौड़-धूप कर रहे हैं और चिन्तामणि-जेसी प्रभु-कृपाको भूल रहे हैं। 
२३१००-इस जमानेमें चुफ्चाप भगवानका सरण केला 
और उनकी हपापर विश्वास करके अपने जीवनको उन्होंपर न्योछावर 
कर देना उचित है । दयामय आप ही सग्हालेगे | 
२३५६-अधिक प्रिश्रमसे खास्थ्य नहीं विगड़ता; खास्थ्यको 
नुकसान पहुँचता है धबड़ाहट, शोक, भय विन्‍्ता और असन्तोपते 
२३०७-जबतक बात तुम्हारे मुँहसे नहों निकढी तवतक 
तो वह तुम्हारे वें है। पर ज्यों दी मुँहसे निकठ गयी कि तुम 
उसके वरशमें हो गये । 
.._ २३५८-यदि जीमको 
ही तुम्हारे वश हो जायें और 


बम कर लो तो दूसरी इन्द्रियों सहज 
दुनियाकी शत्रुतासे तुम बच जाओ | 


संत-वाणी ३०९, 


२३५९-दो आदमी बात करते हों तो उनके बीचमें न 
बोलो, अपनी बुद्धिमानी दिखलानेका प्रयत्न मत करो; ऐसी बात तो 
बोले ही मत, जिससे उन लोगोंकी बात कटे या उन्हें नीचा 
देखना पड़े, अपनी और अपने वंशकी बड़ाई मत करो, दूसरा 
कोई करता हो तो उसे बुरा मत कहो, चिह्लाकर न बोले, ऐसी 
आवाज और ऐसे भावसे न बोलो, जिसमें घुननेवालेक्ो तुम्हारी 
हुकूमत या अपना तिरस्कार प्रतीत हो । 

२३६ ०-अपने कन्धु-बान्धव और पड़ीसियोंका उनकी सच्ची 
प्रशंसा करनेके अवसरको छोड़कर जहाँतक बने कभी जिकर ही 
न करो। 

२३६१-मुँहसे झूठ तो कभी 'बोलो ही मत, पर सत्य भी 
अनावश्यक न बोलो । बहुत बोलनेसे वाणीकी शक्ति नष्ट होती है। 

२३६२-मगवानका नाम और उनके गुणोंकी चर्चा करते 
रहो और इसको भी कहनेकी अपेक्षा मन-ही-मन करो तो और 
भी अच्छा है। 

२३६३-भगवानने मनुष्यको आँख और कान तो दो-दो 
दिये हैं, पर जीम एक ही | इसलिये उचित है कि चार बातोंको 
देख-सुनकर एक बात बोले | 

२३६४-जिस तरह दृक्षमें पत्ते बहुत हो जानेपर फल कम 
! लगते हैं, इसी प्रकार जो बहुत बोलता है, उससे काम बहुत कम 
होता है । । 

२३६०-बहुत प्रइन करना बुद्विमानी नहीं है। महात्मासे 
एक ही बात पूछ छो और जी-जानसे उसका पालन करो । 


है१० संत-वाणी 


१३६६-शआरय छी पतिके द्वारा पर्यिक्ता होनेपर भी पतिकी 
: मझ्नल्कामना ही करती है और इसीमें अपना सौभाग्य समझती है 
. इसी प्रकार भफ़की भी अपने भगवानूसे ऐसा ही व्ययहार कला 
. चाहिये | 

२३६७-बिना पूछे न उपदेश करो और न सलाह 
' देने जाओ | ै 

२३१६८-जो मतुष्य अच्छी सलाह नहीं छुनता, उसको 
पिक्कार सुनना पड़ता है | 

र्‌ १६०-मूखताके बारह लक्षण हैं--(१ ) भगवानको 
 भूहना, ( २) समयकी कीमत न समझना, ( ३ ) अपनेको बढ़ा 
मानना; ( 9 ) एकान्तमें बात करते हुए छोगोंके बीच जा बैठना, 
(५) बड़े लोगोंकी दिल्कगी उड़ाना, ( ६) अपनी हैसियत 
ज्यादा खर्च करना, (७) समामें ऊँची जगह बेठनेकी कोशिश कला, 
( ८ ) बहुत बोढना और ऐसा बोलना जो दूसरोंको अछरे, (९) 
: दूसरोंसे उधार लेना और उसे चुकानेकी चिन्ता न रखना, (१०) 
|, किप्तीके भोजमें बिना न्यौते जा पहुँचना। ( ११ ) अतिषि होकर 
घरके माल्किपर हुकूमत कला जौर (१२) ब्लियोंके अर देखनेकी 
" चेश करना | इन बारह दोषेसे बचनेवाला मनुष्य बहुत-सी आपतोपे 
ह अनायास ही ब्रच जाता है | 
द २३७ ०-जहाँतक हो सके मित्रेमिं लेन-देन मत रक्खो | 

२३७१-अपनी कमाईमेंसे दसवाँ हिल्सा। नहीं तो कम-ऐ- 

कम सोलहवाँ हिस्सा गरीबोंको बाँटनेके लिये जरूर भद्म कर 


संत-बाणी ३११ 


रक्‍खो | नहीं तो कमाई अशुद्ध होगी और उसकी बरकत 
नहीं होगी । 


२३७२-किसीको दान देकर यह मत समझो कि तुमने 
उसपर कोई अहसान किया है । उसे दिया है भगवान्‌ूने ही और 
वही दिया है जिसके पानेका वह अधिकारी था; तुम तो केबल 
निमित्तमात्र हो । 


२३७३-दरिदर, अपाहिज, रोगी; अनाथ और विपत्तिमें पड़े 
हुए जीवोंको अपनेसे छोटा मत समझे, उनसे घृणा न करो, उनकी 
सेवा कसे और उन्हें सुख पहुँचाओ | भगवान्‌ न करें, तुम्हारी भी 
जीवनमें वेसी द्वी अवस्था हो सकती है । 

२३७४-अपनी तारीफ सुनकर उसका रस न छो और 
निन्‍्दा सुनकर विषाद अथवा क्रोध न करो | 

२३७५-दूसरोके गुण सुनकर सुखी होओ और उन गुणोंको 
अपनेमे छानेकी चेश करो । 

२३७६-दूसरोंके अवगुण सुनकर खुश न होओ और खय॑ 
सदा अवगु्णोंसे बचते रहो । 

२३७७-जो सजनोंको देखकर, दूसरोंके सहुणोंकी बात 
छुनकर और दूसरोंको छुखी देखकर प्रसन्न होते हैं, उनपर भगवान्‌- 
की कृपा बरसती है | हु 

२३१७८-यहाँके सभी सम्बन्ध आरोपित हैं| अपना-अपना 
कर्मफल भोगनेके लिये जीव विविध योनियोंमें आते हैं और कर्मफल 
-मोगकर चले जाते हैं | इसमें शोककी वास्तव कोई बात नहीं है 


३2१२ संत-बाणी 


२३७९-जिसने कामनापर विजय प्राप्त कर छी, वह रंव 
होनेपर भी राजा है | और जो कामनाका गुल्मम है, वह बादशाह 
होनेपर भी कंगाल है | 

२३८०-अभिमान बहुत बड़ा शत्रु है। जिसके अंदर 
अभिमान आ बसता है, उसका सदगुणरूपी पन नष्ट हो जाता है। 

२३१८१-यह सोचो कि तुम्हारी बिसात ही क्या है, मगवान्‌- 
की दयाके बिना अपने पुरुषार्थसे तुम क्या कर सकते हो! जो 
कुछ होता है, उन्हींकी शक्तिसे | तुम तो बिकुछ नाचीज हो। 
बार-बार ऐसा विचार करनेसे अभिमान चल जाता है | 

२३८२५-भगवान्‌को अभिमानसे द्वेष है ओर दीनतासे प्यार। 
याद खखो, भगवान्‌का नाम दीन-बन्धु है, भमिमानी-बन्धु नहीं । 

२३८३-बड़ा आदमी वह है कि जिसके गुणणोके कारण 
दूसरे छोग उसको बड़ा मानते हों | आप ही अपनेको बड़ा मानना 
तो मूर्खता है । 

२३८४-सबसे बड़े भगवान्‌ हैं। पर्तु उतकी बढ़ाई भी 
तमी ऐ्ैझी जब शगुजीके छतको उन्होंने खुशी-खुशी संह लिया | 

२३८०-मृद्यु शरीरका अकयम्भावी परिणाम है | दो दिले 
आगे-पीछे सबकी यही गति होनेवाढी है। ठोगेंको शोक होता है- 
ममत्व और स्वार्थके कारण । जिसमें ममत्व और स्वार्थ नहीं द्वोता, 
, उसके वियोगमें जरा भी दुःख नहीं होता । 

२३८६-भगवानूकी भक्ति, भग्रानके नामका जप और 
अपने ध॒र्से भगवाव्‌की पूजा करनेका समीको अधिकार है | ष़ी 
हो या पुरुष--वह सभीके ढिये मड्लकारी कार्य है। किसीकी 


संत-चाणी .. ३१३ 


भगवान्‌की भक्ति-यूजा करनेसे रोकना पाप है और इससे परिणाममें 
दुःखकी प्राप्ति होती है | 


२३८७-विपत्ति तुम्हारे प्रेमकी कप्ौदी है | विपत्तिमें पड़े 
हुए बन्धु-बान्धवोमे तुम्हारा प्रेम बढ़े और वह तुम्हें निरमिमान 
बनाकर आदरके साथ उनकी सेवा करनेको मजबूर कर दे, तभी 
समझो कि तुम्हारा प्रेम असली है | 

२३८८-जिस तरह खरादे बिना घुन्दर मूर्ति नहीं बनती, 
उसी तरह विपत्तिसे गढ़े बिना मनुष्यका हृदय सुन्दर नहीं बनता | 

२३८९-विपत्तिमें कमी निराश मत होओ | याद ख़खो, 
अन्न उपजाकर संसारकों छुखी कर देनेवाडी जलकी ढूँढें काली 
धटासे ही बरसती हैं । 

२३९ ०-विपत्ति अप्नत्में उन्हींको विशेष दुःख देती है, जो 
उससे डरते हैं। जिसका मन दृढ़ हो, संसारकी अनित्यताका . 
अनुभव करता हो और हरेक बातमें भगवानकी दया देखकर 
निडर रहता हो, उसके लिये विपत्ति फूोंकी सेजके समान है। 


२३९१-विपत्ति आनेपर यदि तुम उसके सहन करनेकी 
शक्ति रखते हो तो धबड़ाओ मत; अपना बल लगाकर उसे निकाल 
दो, और यदि तुम्हारी ताकत उसे नाश नहीं कर सकती, तब भी 
रोभो मत । जरूर एक बार विपत्ति तुम्हें परेशान करना चाहेगी, 
पल्तु फिर आप ही नष्ट हो जायगी । 

२३९२-जैसे रास्तेमें दूर्से पहाड़ियोंकों देखकर मुसाफिर ' 
धबड़ा उत्ता है कि मैं इन्हें कैसे पार करूँगा, लेकिन पास पहुँचने- 


/ रेड संत-चाणी 


पर वे उतनी कठिन नहीं मादुम होतीं, यही हाल विपत्तिय 
है। मनुष्य दूरते उन्हें देखकर घबड़ा उठता है और दुखी होता 
लेकिन जब वे ही प्िरपर आ पड़ती हैं तो पीरज रखनेसे थोड़ीः 
पीड़ा पहुँचाकर ही नष्ट हो जाती हैं | 


२३९३-विपतति पड़नेपर पाँच ग्रकारसे विचार करो- 
१-तुग्हारे अपने ही कर्मका फर है, इसे भोग छोगे तो तुम का 
एक कठिन बन्धनसे छूट जाओगे | २-विषत्ति तुम्हारे विधा 
कसौटी है, इसमें न घबड़ाओगे तो तुम्हें भगवान्‌की कपा प्राप्त होगे 
३-विपत्ति मड्ृढमय भगवान्‌का विधान है और उनका विष 
कल्याणकारी ही होता है । इस विपतिमें भी तुम्हारा कल्याण । 
भरा है । 9-विपत्तिके रूपमें जो कुछ तुम्हें प्राप्त होता है, 4 
ऐसा ही होनेको था, नयी चीज कुछ भी नहीं वन रही हे 
भगवानका पहलेते रचकर खा हुआ दृश्य सामने आता है 
७--जिस देहको, जिस नामको और जिस नाम तेथा देह 
सम्बन्धक्ो सच्चा मानकर तुम बिपत्तिसे घबड़ाते हो। वह देह, नाग 
और सम्बन्ध--सब आरोपमात्र हैं; इस जन्मसे पहले भी तुम्हार 
नाम, रूप और सम्बन्ध था; परत आज उससे तुख्हारा कोः 
सरोकार नहीं है; यही हाल इसका भी है; फिर विपत्तिम घबड़ान 
तो मूर्खता ही है; क्योंकि विपत्तिका अनुभव देह, ताम और इनके 
'सम्बनवकों ठेकर ही होता है | 
२३९ 9-असढी बात तो यह है कि विधान और विधाता एक 
ही हैं; विपत्तिके रूपमें सचहचच भगवान्‌ ही तुम्हारे सामने आते €ै। 


संत-वाणी .. शृ० 


२३९५-चार बातोंको याद ख़खो--बढ़े-बूढ़ोंका आदर 
करना, छोटोंकी रक्षा और उनपर स्नेह करना, बुद्धिमानोंसे सलाह 
लेना और मूर्खोके साथ कमी नहीं उल्झना | 

२३९६-चार चीजें पहले दुर्वल दीखती हैं, पर्तु 
परब्रा न करनेसे बहुत बढ़कर दुःखके गड्ढेमें डाछ देती हैं--. 
अग्नि, रोग, ऋण और पाप | ह 

२३९७-चार चीजोंका सदा सेवन करना चाहिये--- 
सत्सड़, सन्‍्तोष, दान और दया। 

२३९८-चार अवस्थाओंमें आदमी बिगड़ता है | इसलिये इनमें 
सावधान रहना चाहिये--जवानी, धन, अधिकार और अविविक | 

२२९९-चार चीजें मनुष्यकों बड़े भाग्यसे मिलती हैं--. 
भगवान्‌को याद रखनेकी ढगन, संतोंकी सड्ति, चरित्रकी निर्मल्ता 
और उदारता । । 

२४००-चार गुण बहुत दुलेम हैं---धनमें पवित्रता, दानमें 
विनय, वीरतामें दया और अधिकारमें निरमिमानता | 

२४ ०१-चार चीजोंपर भरोसा मत करो--बिना जीता हुआ 
मन, शत्रुकी प्रीति, स्वार्थीकी ख़ुशामद और बाजारू ज्योतिषियोंकी 
भविष्य-वाणी | 

२४ ०२-चार चीजोंपर भरोसा रक्वो--भगवान्‌, सत्य, 
पुरुषार्थ और स्थार्थहीन मित्र । ह 

२४ ०३-चार चीजें जाकर फिर नहीं लोठ्तीं---मुँहसे निकली 
हुई बात, छूठा हुआ तीर, बीती हुई उम्र और मिथ हुआ जज्ञान | 


/ 


३१६ संत-चाणी 


२४ ०४-चार बातोंको याद ख़खो--दूसरेके द्वारा 
हुआ अपनेपर उपकार, अपने द्वारा किया हुआ दूसरेका 4 
मृद्यु और भगवान्‌ । ह 

२४ ००-चारके ससे बचनेकी चेष्ठा रखो--नां। 
अन्यायका धन, जवान दी और दूसरेकी बुराई 

२००६-चार चीजें अपने-आप आती हैं--सुख, ! 
जीविका और मृत्यु । 

२४ ०७-चारका परिचय चार अवश्ाओमें मिलता ६ 
दरिितामें मित्रका, निर्धनतामें छीका, रणमें शूरवीरका और वदर 
में बन्धु-बान्धवोंका । 

२४०८-घनके साथ दो हुटरे छगे रहते हैं, जो गिर 
दैबी गुणोंको छग्ते रहते हैं---एक अमिमान और दूसरा खुशामः 

२४ ०९-संसारके ठोग चब्ढ रक्ष्मीके पीछे जितने प 
है, उससे सोम हिस्सा परिश्रव भी यदि परमार्थके लिये करे 
उन्हें अचल सम्पत्ति मिड सकती है | 

२४१०-पापकर्म सभीके ठिये बुरा है, पल्तु विद्वानके हि 
तो बहुत बुर है। क्योंकि अन्य मूर्व तो आँख न होनेसे 
भूछता है, पर विद्वान दोनों आँड होते हर भी कर्म गिला है। 

२०१ १-तुमसे कोई बेर रखता हो वो तुम केवछ इतने 
देखो कि तुष्हारी कितती क्ियासे उसकी हावि तो. नहीं है, इर 
दुःख तो नहीं पहुँचा | यदि ऐसा नहीं है तो अपने मनकी दु् 
गत करो और उपर ग्रेम तथा दया कहपे सी । 


खसंत-वाणी ३१७ 


२४१२-तुम्हारा कोई पूर्वकर्म जबतक कारण नहीं होगा, 
सबतक तुम्हें कोई दुःख नहीं पहुँचा सकता | अगर किसीके द्वारा 
दुःख मिलता है तो यह समझो कि वह बेचारा तो केवल निमित्त 
बना है ओर दयाका पात्र है | 

२४१३-क्रोष चार तरहका होता है--( १ ) कोहेमे 
लरुकीर-सा, ( २) पत्थरमें लकीर-सा, ( ३) बाढमें लकीर-सा 
और (४ ) पानीमे लकीर-सा। लोहेमें लकीर-सा तामसी मनुष्योंका 
होता है जो जन्म-जन्मान्तरतक चलता है | पत्थरमें लकीर-सा 
राजसी पुरुषोंका होता है जो कुछ दिनोंमें मिट जाता है | बाढमें ' 
लकीर-सा सालिक सजनोंका होता है जो हवाके झेंकेसे बाककी 
लकीरकी भाँति तुरंत नष्ट हो जाता है और पानीमे लकीर-सा 
संतोंका होता है जो आता-सा दीखता है, पर वास्तव होता नहीं । 

२४१४-बुरी बातोंसे बचनेकरे ये ग्यारह उपाय हैं--भगवानसे 
प्राथंना करना, सत्सज्ञ करना, कुसइसे स्बधा दूर रहना, आहुत्य 
और प्रमाद न करना; नाच, तमाशा, नाठकादि न देखना, बुरी 
किताबें न पढ़ना, मन और इन्द्रियोंकों बुरे विषयोंकी ओर जानेसे 
रोकते रहना, एकान्तमें मन और इन्द्रियोंकी विशेष रखबाली करना, 
महात्माओंके वचनों और शाब्रोंकी शिक्षाओंकों याद रखना, अपनी 
जितिको सर्वधा देखते रहना तथा मृत्यु, नरकोंकी यन्त्रणा और ., 
बुरी योनियोंके कश्की बातोंको याद करते रहना ! 

२४१५-बुद्धिमान्‌ बह है जो जीवनमें सबसे जरूरी कामको 
सबसे पहले करता है। मनुष्यके जीवनमें सबसे जरूरी काम 
है--मालिकका चिन्तन | 


संत-वाणी + 5९ 


दुखिया है ओर जिसने कभी पीर नत्सही, वह सबसे बढ़कर 
बेपीर है; क्योंकि ऐसा हुए बिना दूसरोंके दुःख और पीड़ाका 
अनुभव नहीं हो सकता और जो दूसरोंके दुःखका अनुभव नहीं 
करता, उसे परिणामर्मे दुखी होना ही पड़ता है | 
२४२४-और सब बातोंको कलपर छोड़ दो, परल्तु भगवानका 
. स्मरण और परोपकारमें एक मिनिटकी भी देर न करो । 
२४२५-जेसे हम द्वेषके द्वारा जगतूको नरकरूप बना देते 
हैं बेसे ही प्रेमसे उसे खरे भी बढ़कर बना सकते हैं | . 
२४२६-क्रोध दिलानेपर भी चुप रहना बुद्धिमानी और 
महत्व है | महिमा जीभके वेगको रोकनेमें है और इससे भी 
बढ़कर महत्त्व मनके वेगको रोकने हैं । 
२४२७-आशाके वशमें हुए मनुष्य क्षण-क्षणमें दुःख भोगते 
हैं। जो आशाके दास हैं, वे समस्त संसारके दास हैं, और 
जिन्होंने आशाको अपनी दासी बना लिया है, उनके लिये यह . 
सम्ूर्ण जगत्‌ दासके तुल्य है | ह 
२०२८-मनको सेव शान्त रक्‍्खो; चाहे तुम्हारे चारों भर 
कितने ही बित्राद हों और कितने ही क्लेशके कारण मौजूद हों । 
२४२९-तीन काम बडे महत्वके हैं--प्राणिमात्रपर दया. 
करके उनके दुःखोंको दूर करना, निरबढों और असहायोंकी सहायता 
करना और शत्रुको भी दुःख तथा निन्‍्दासे बचाना | 
२४३०-भगवान्‌ विष्णुकी मक्तिःही धर्म, अथ, काम और 
मोक्षरूपी चारों पुरुषार्थोकी जड़ है | भक्ति ही मगबान्‌को वशमें 
करनेका उपाय है | 


रैरे७ संत-वाणी 


हा र्‌ हर -तीन कार्य मुख्य हैं--पापमें अत्यन्त ग्लानि, 
धमक्रे लिग्रे कमी न बुझनेवाढी प्यास और प्राणिमात्रके साथ 
इृदयकी सहानुभूति | 

२४१२-जो भक्तिसे रहित है, वह यदि सुबर्ण भादिसे 
भगवानूकी पूजा करे, तो भी वे उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते | 
सभी बर्णोके लिये भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गयी है। |, 

२४३३-आकाशमें उड़ना भादि तो इन्हजालके तमाशे हैं । 
इनसे परछोकमें कोई सहारा नहीं मिलता | महात्माओंकी सभ्ची 
सिद्धि तो वह है कि उनके सड़ और उपदेशसे पापी मजुष्य सदाचारी 
हो जाता है और परमार्थके मार्गपर छगकर संत बन जाता है | 

२०३४-जो मनुष्य पढ़कर उसका धारण नहीं करता, 
उसके छिये विद्या भार है | उसके सड्से किसीको लाभ नहीं होता। 

२०३०-जो मतुष्य अपना कल्याण नहीं चाहता, पपके 
फल दुःखको नहीं मानता और ईश्वरको मानने भी आताकानी 
करता है, उसको उपदेश करना व्यथ है । 

२४३६-कामनाओंका दास भी बना रहे और छुख मी प्राप्त 
कर ले--यह अप्तम्भव है । 

२०३७-भावानके प्रेम और मोगेके प्रेममें इतना ही अन्त 


है जितना सूर्य और अन्यकारमें | 
२४३८-इशरकी सत्ता माने बिना धर्मकी जड़ ही सूख 


जाती है । ऐसा धर्म, जिसमें ईश्वरकी स्थान नहीं है, घोर अपर है | 
२४३९-जो इच्छाएँ तुम्हारे आउम्र और बनावटीपनको 


हटाती हैं; वे ही शुभ इच्छाएँ हूँ | 


संत-बाणौी 9५ 


२०४०-अपने नामकी बड़ाई चाहनेमें विरक्त भी फैंस जाते 
हैं और अपना दोष प्रकट करनेवाले पँसे भी छूट जाते हैं। 


२४४ १-बरतमान जीवनको भूलकर मावनामय भावी जीवनपर 
विश्वास न करो, चाहे वह कितना ही भानन्दमय प्रतीत क्यों 
नहोता हो। 


२४४२-कहनेसे कुछ भी काम नहीं सरता, काम चलता 
है करनेसे । - 


२४४३-कहनेवाले वक्ताके जीवनको मत देखो; वह जो 
कहता है, उसपर गौर करो । 
२४४४-अपना कोई तृणके समान उपकार करे तो उसे 
पहाड़के समान समझो और तुम पहाड़के समान करो तो भी उसे 
बाढछ॒के कणसे भी कम मानो | 
२४४५-जो काम तुम खय॑ नहीं चाहते, वह दूसरोंके ढिये 
भी मत करो | 
२४४६-किसी दूसरेका काम करना खीकार कर छो तो 
उसे वैसे ही उत्साह और ढगनसे करो जैसा अपना करते हो | 
२४४७-धनकी प्यास जलकी प्याससे कहीं बढ़कर दु:ख- 
दायिनी है | जलकी प्यास तो जछ मिल जानेपर शान्त हो जाती 
है, परन्‍्तु धनकी तृष्णा धन मिलनेपर और भी बढ़ती है । 
२४४८-सहज ही अपने पास आनेवाले जिज्ञासुओंको 
अवकाशके अनुसार उपदेश करो, परन्तु उपदेशके लिये ही कमर 
कसकर न बैठो । ऐसा करना अपने अमूल्य समयको खोना है | 
सुं० व[० २औ-- 


ई२२ संतं-चाणी 


२०४९-जो पर्मके नाम छल या पाप करता है अथवा 
झूठे मतका प्रचार करके लोगोंको ठगता है उसके समान दूसरा 
कोई पापी नहीं। 

२४५०-दु:खमें दुखी और छुखमें सुखी होनेवाला लोहेके 
समान है; दुःखमें भी सुखी रहनेवाला सोनेके सद्श है, दुःख-सुर्ों 
बराबर रहनेवाल रत्के तुल्य है और जो छुख-दुःखकी भावनाते 
भी परे है वह सच्चा सम्रादू है । 

२४५१-आाब्की बातें यदि भूछ जाये तो फिर याद का 
ली जा सकती हैं; परन्तु सदाचारसे एक बार भी भ्रष्ट हो जानेपर 
सम्हल्ना मुश्किल होता है | 

२४५२-अधर्मके द्वारा इकट्ठी की हुईं सम्पततिकी भोेक्षा 
सदाचारी पुरुषकी दर््तिता कहीं अच्छी है । 

२४५३-छोगोंको रुलकर जो सम्पत्ति इकट्टी की जाती 
है: वह आतंखरसे रोगेकी आवाजके साथ ही विदा हो जाती दे । 
पर जो धर्मके द्वारा सश्चित होती है वह बरीचमें किसी करवा 
क्षीण हो जानेपर भी अन्तें खूब कल्ती-फहती है । 

२०४५४-जब तुम दिलके मकर छोड़कर सीधे हो जाओगे 
तब तुम्हारे सारे काम अपने-आप ही सीधे हो जायेंगे | 

२४७५-ईवरका साक्षात्कार तब होगा जब संत्तारकी इंश्सि 
प्रतीत होनेवाले बड़े-से-बड़े वैरियोंको भी क्षमा करनेका दुःष॥त 
खमाब बन जायगा | 

._ २४५६-देह; बुद्धि; लेख, व्यास्यान, पेए उडु- यश और 

प्रतिष्ठा आदि प्रयेक दावेका त्याग ही वेदान्त है । 


संत-वाणी ३२३ 


२४०७-संतके छक्षण हैं--( १ ) दूसरेकी निन्दाको 
झूठा समझना और उसकी कहीं चर्चा भी नहीं करना, 
(२ ) अपनी प्रशंसाका न सुहाना और दूसरेकी प्रशंसा सुनकर 
प्रसन्न होना, ( ३ ) दूसरेको सुख पहुँचाना और उसको अपने 
सुखसे भी अधिक समझना, ( ४ ) छोटेंके प्रति कोमलता और 
दयाका तथा बड़ोंके प्रति आदरका बर्ताव करना और (५ ) खेलमें 
भी किसीके साथ चाढकी न करना । 

२४५८-वल्ल और किसी वस्तुविशेषसे सौन्दर्य उधार लेनेकी 
चेश न करो, हृदयकी शान्ति और प्रस्तनन्नता, शरीरकी नीरोगता 
ओर चेहरेपर सालिक सरल हँसी ही सच्चा सौन्दर्य है । 

२४००९-जिस मनुष्यकी अच्छे कर्म करनेपर भी निन्‍्दा 
होती है, वह बड़ा भाग्यवान्‌ है। 

२०६०-जो अपने अच्छे कर्मोके बदलेमें धन्यवाद, वाहवाही 
अथवा किसी और फलकी चाह करता है वह अत्यन्त अभागा है; 
क्योंकि वह बहुमूल्य सत्कर्मोको थोड़ी कीमतपर बेच डालता है | 

२४६१-जिस मलुष्यकी भलाई को हो उसे छुखी देखनेमें 
प्रसनताका होना ही भलाई करनेवालेके लिये पूरा पुरस्कार है | 

२४६२-सबके साथ भलाई करो; यदि तुम्हारे साथ कोई 
बुराई करता है तो उसकी जिम्मेबरी उसपर है, तुम उसकी 
देखा-देखी अपने मनको कलुषित करके कतंव्यसे न हटो | 

२४६३-दूसरोंकी सुख पहुँचाना और उनका हित करना 
भगवानने तुम्हारे जिम्मे दिया है | दण्ड देना तो उनका अपना कांम 


£ | रे ; संत-धाणी 


है । किसीको दण्ड देनेकी चाह करके मगवानूके आसनको छीननेकी 
चेश मत करो | 

२४६४-शुभ कम करनेका खमाव ऐसा सुन्दर धन है कि 
जिसे न शत्रु छीन सकता है और न चोर चुरा सकता है | 

२४६५-ग्रेम सदा ही सहिष्णु और मधुर है । प्रेममें दवेष, 
भत्मछाधा, गव, अनिष्ट आचरण, खां्थ, क्रोव, अपकार भौर 
अपर्म नहीं होता | 

२०६६-हत्रुपर भी प्रेम रक्खो; भगवानकी प्रसन्न कानेका 
यह बड़ा अच्छा साधन है । 

२०६७-वे मलुष्य धन्य हैं जिनमें दया है; क्योंकि परम 
पिताकी दयाके वे ही भागी हैं | 

२४६८-शत्रुको प्यार करो, अपराधीको क्षमा करो, प्रभुके 
: हिये दान दो और अपने लिये कुछ भी न चाहो | 

२४६५९-प्रभु कहते हैं कि जो नीच-से-नीच मतुष्यकी सेवा 
करता है वही मेरी सेवा करता है | 

२४७०-जो किसीको दुःख देखकर उसपर दया नहीं करता) 
बह माल्किके कोपका पात्र होता है । 

२४७१-मनकी तसबोंको रोकने बड़ा आनन्द है | इस 
आनन्दका अतुभव नहीं हुआ इसीलिये मनु विपयेंके आनन्दके 
पीछे भटकता है | हि 

२४७२-जो श्रीक्षण नामक उच्चारणरूपी सह 
कमी त्याग नहीं करता, उसके चित्त पापछूपी रोग पैदा न 
होते। श्रीकषणका नाम-कीर्तन करते हुए मुणकी आयात ५ 


रेश६ संत-चाणी 


२४८१-विरह-तापसे जबतक हृदय नहीं जलने ठगता त; 
तक भगवातवी मुख-माधुरीके दर्शन नहीं होते | 

२४८२-जैसे भूखा अन्नके लिये और प्यासा जलके हिए 
जढूता रहता है, उससे भी अधिक ताप तुम्हारे हृदयमें भगवानवे 
लिये होना चाहिये 

२४८३-सच्चा गुरु वही है जो मगवानकी प्रात्ति का दे | 
शिष्यको चाहिये कि वह गुरुकी भाज्ञाका पालन करे, केवल गुर 
कहनेमात्रसे काम नहीं चलता | 

२४८४-भगवानको छोड़कर केव७ देवी गुणोप्ते मोशकी 
आशा रखना ,बच्चोंकी-सी व्यर्थ चेश है। सत्य आदि संदूगुर्णेके 
ठहरनेके लिये भगवहिख्ासहूपी आधारकी अत्यन्त आवश्यकता है| 

२४८५-मलुष्यकी चाहिये कि वह अपना काम देते, दूसरो- 
के कार्मोकी नुकताचीनी न करे |... 

२४८६-जो दूसरोंके कामोंकी आलेचनामें ही रो रहते हैं 
वे अपना समय तो ब्यर्थ खोते ही हैं; दोष देखनेकी उनकी आदत 
बन जाती है और मिनको दूसरों दोष ही दीखते हैं उनके हृदयकी 
जलन कभी मिठ ही नहीं सकती | 

२४८७-नम्रताके तीन ठक्षण हैं--( ! ) कड़वी बातका 
मीठा जवाब देना; ( २ ) क्रोधके अवस॒रपर भी चुप साधना और 
(३) किसीको दण्ड देना:ही पड़े तो उस समय चित्तको कोमल रखना। 

२४८८-जों महुष्य भगवावसे ढपा और लेहवीं भा 
रखता है उसे अपने आश्रितों और अपनेसे छोटोपर सदा पा और 


लेह रखना चाहिये | 


सँत-चाणी ३२७ 


२४८९-अच्छे मार्गसे भटके हुए छोगोंको प्रेमसे समझाकर 
राहपर लाओ । दुजनोंके सुधारके लिये भी कोमल व्यवहार कठेर 
दण्डसे बढ़कर उपयोगी है । 
२४९ ०-याद रखो, मनुष्य-जीवनकी सच्ची सफलता भगवान्‌- 
के प्रेमको प्राप्त करनेमें ही है । ह 
. २४९१-भगवश्नेमकी प्राप्ति किसी भी साधनसे नहीं हो सकती। 
यह तभी मिलता है जब भगवान्‌ खर्य कृपा करके देते हैं । 


२०९२-भगवान्‌की कृपा सभीपर है, पर्तु उस कृपाके तब- 
तक दर्शन नहीं होते जबतक मनुष्य उसपर विश्वास नहीं करता 
और भगवत्कृपाके सामने लैकिक-पारलौकिक सारे भोगों और साधनों- 
को तुच्छ नहीं समझ लेता परल्तु ऐसे विश्वासकी प्राप्ति और सबको 
तुच्छ समझनेकी स्थिति भी भगवल्कृपासे ही ग्राप्त हो सकती है | 

२४९३-भगवत्कृपाकी, एकमात्र भगवस्कृपाकी ही बाट देखते 
हुए भगवान्‌का भजन करो | * 

२४९४-मनके दोष, मनकी चन्नलता, विषयोंमें आसक्ति 
भादि न मिटे तो निराश मत होओ, भजनके बल्से सब दोष अपने- 
आप दूर हो जायेंगे। 

२४९५-जो मनुष्य भजन न करके दोषरहित होनेकी चेश 
करता है और दोषोंके रहते अपनेको भगवत्कृपाका अनधिकारी मानता 
है वह तार्किकोंकी दंश्िमें बुद्धिमान्‌ होनेपर भी वस्तुतः भग्वानकी 
अनन्त शक्तिमयी सहज क्ृपाकी अवहेलना करनेका अपराध ह्दी 

करता है | 


३२८ संत-बाणी 

२४९६-जहाँतक बन सके, बाहरके पापोंसे बिलकुल बचका 
भगवान्‌का भजन करो । जीवन बहुत थोड़ा है, बिचारमि ही बिता 
दोगे तो मजनसे वश्चित रह जाओगे | 

२४९७-भजन मन, वचन और तन तीनोंसे ही करना 


चाहिये | भगवान्‌का चिन्तन मनका भजन है, नाम-गुण-गात वचन- 
का भजन है और भगवद्धावसते की हुई जीव-सेवा तनका भजन है | 


.._ २४९८-मभजन सर्वोत्तम वही है कि जिसमें कोई शर्त न हो, 
जो केवढ भजनके लिये ही हो । 

२४९९-तन-नसे मजन न बन पड़े तो केवंछ बचनसे ही 

भजन करना चाहिये। मजनमें खयं ऐसी शक्ति है कि जिसके 

प्रतापसे आगे चलकर अपने-आप ही सब कुछ मजनमय हो जाता है| 


२७००-और मजनमें सबसे अधिक उपयोगी और लाभदायक 
है..-भगतानके नामका जप और कीर्तन | बस, जप और कीर्तनपर 
विश्वास करके नामकी शरण ले छो, नाम अपनी शक्तिसे अपने-आप 
ही तुम्हें अपना लेगा | और नाम-नामीमें अभेद है, इसलिये नामके 


द्वारा अपनाये जाकर नामी भगवानके द्वाए तुम सहज ही अपनाये 


